निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 06 


6 फाल्गुन, 1930 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार, 

25 फरवरी, 2009 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


2-20 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 
भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी0 , एम 0 ए 0 , एम 0 एससी०, लॉ 
भाग-1 और 2 , एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस० ई ० , 
डीप ० - इन - एड 0 , एम एस ० और मुख्तारी 
परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति 

प्रदान, आदि । 
भाग -1 ग शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों 

द्वारा 
निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 
भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक , 

उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर : स्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन 

के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9 - विज्ञापन 
भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


21-33 


भाग - 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम, भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


पूरक 
पूरक - क 


35-36 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


2 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाए 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

26 जुलाई 2008 
सं ० 345 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उच्च न्यायालय श्री अनिल कुमार झा , न्यायिक दंडाधिकारी, पटना को भागलपुर, बॉका, मुंगेर, शेखपूरा, जमुई, 
खगड़िया, लखीसराय, बेगुसराय, सुपौल , सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार एवं पूर्णिया जिला क्षेत्रों के लिए 
जिसका मुख्यालय पटना रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 2218 / जे0 दिनांक 1.7.2005 द्वारा स्थापित न्यायिक 
विशेष दण्डाधिकारी (मुंसिफ ) के पटना में अतिरिक्त न्यायालय का विशेष दण्डाधिकारी सह पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त 
करता है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिसमेन्ट ऐक्ट, 1946 की धारा -3 के अन्तर्गत डी.एस.पी. ई. पटना शाखा के द्वारा 
जॉच किए गए वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सूपूर्द करने की शक्तियाँ प्रदान करता है । 

इन्हें उक्त संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड ( 4) के अधीन डी.एस.पी.ई. पटना शाखा द्वारा उपरोक्त 
जिला क्षेत्रों के लिए जॉच किए गए वैसे वादों की जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सूपूर्द करने में वे सक्षम है संज्ञान लेने 
की शक्तियॉ भी प्रदान की जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

अखिलेश चन्द्र , 
महानिबंधक । 


The 26th July 2008 
No. 345 A — In exercise of powers conferred under section 11 of the code of Criminal 
Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ), the Court are pleased to appoint Sri Anil Kumar Jha , Judicial 
Magistrate, Patna as the Special Magistrate cum P.O. of the Additional special Court of Judicial 
Magistrate (Munsif) at Muzaffarpur established vide Law Department s Notification No. 2218 /J, dated 
1.7.05 for the entire State of Bihar with headquarters at Patna to try and if necessary to commit for trial 
the cases investigated by the Delhi Special Police establishment of other Branches also besides the Patna 
Branch , with respect to the offences covered under section 3 of the Delhi Special Police establishment 
Act, 1946 for the area of Jurisdiction of the Districts of Bhagalpur, Banka , Munger , Shekhpura , Jamui, 
Khagaria , Lakhisarai, Begusarai, Supaul, Saharsa ,Madhepura , Kishanganj, Araria, Katihar and Purnea . 

The Court are further pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take cognizance 
of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch under Sub 
Section (1 )(b ) of Section 190 of the Criminal Procedure Code , 1973 and to try or commit for trial of the 
cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch . 

By order of the High Court, 
AKHILESH CHANDRA 

Registrar General. 


26 जुलाई 2008 
सं ० 346 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उच्च न्यायालय श्री तरूण कुमार सिन्हा, न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर को छपरा , सिवान , गोपालगंज , 
मुजफ्फरपुर , सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, पूर्व चम्पारण , प0 चम्पारण , दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला क्षेत्रों के लिए 
जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 2218 / जे0 दिनांक 1.7.2005 द्वारा स्थापित 
न्यायिक दण्डाधिकारी (मुंसिफ ) के मुजफ्फरपुर में स्थित एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय का दण्डाधिकारी सह पीठासीन 
पदाधिकारी नियुक्त करता है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिसमेन्ट ऐक्ट , 1946 की धारा -3 के अन्तर्गत डी.एस.पी.ई. 
मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा जाँच किए गए वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सूपूर्द करने की शक्तियाँ प्रदान करता है । 


. 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 

3 
इन्हें उक्त संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड ( ब) के अधीन डी.एस.पी.ई. मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा 
उपरोक्त जिला क्षेत्रों में जॉच किए गए वैसे वादों की जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सूपूर्द करने में वे सक्षम हैं , संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

अखिलेश चन्द्र , 

महानिबंधक । 
The 26th July 2008 
No. 346 A — In exercise of powers conferred under section 11 of the code of Criminal Procedure , 
1973 (Act 2 of 1974 ), the Court are pleased to appoint Sri Tarun Kumar Sinha , Judicial Magistrate , 
Muzaffarpur as the Special Magistrate cum P.O. of the Additional Special Court of Judicial Magistrate 
( Munsif ) at Muzaffarpur established vide Law Department s Notification No. 2218/J, dated 1.7.05 for 
the entire State of Bihar with headquarters at Muzaffarpur to try and if necessary to commit for trial the 
cases investigated by the Delhi Special Police establishment of other Branches also besides the 
Muzaffarpur Branch , with respect to the offences covered under section 3 of the Delhi Special Police 
establishment Act, 1946 for the area of Jurisdiction of the Districts of Chapra , Siwan , Gopalganj, 
Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishali , Sheohar , East Champaran , West Champaran , Darbhanga , Madhubani 
and Samastipur. 

The Court are further pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take cognizance 
of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Muzaffarpur Branch under 
Sub - Section (1 ) (b ) of Section 190 of the Criminal Procedure Code , 1973 and to try or commit for trial of 
the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Muzaffarpur Branch . 

By order of the High Court, 
AKHILESH CHANDRA , 

Registrar General. 


31 जुलाई 2008 
सं 0 347 नि 0 श्री अखिलेश चन्द्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना 
को 31.7.2008 को सेवानिवृत हो रहे श्री एस0 के 0 सिंह के स्थान पर दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
स्थानांतरित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

अखिलेश चन्द्र, 

महानिबंधक । 
The 31st July 2008 
No. 347 A — Sri Akhilesh Chandra, District and Sessions Judge, presently posted as Registrar 
General, Patna High Court , Patna, is transferred as District and Sessions Judge of Darbhnaga vice Sri 
S.K. Singh retiring on 31.7.2008 . 

By order of the High Court , 
AKHILESH CHANDRA , 

Registrar General. 


31 जुलाई 2008 
सं 0 348 नि 0 श्री मो 0 खुर्शीद आलम , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी को श्री ए0 श्रीवास्तव के स्थान पर 
कैमुर ( भभुआ ) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

अखिलेश चन्द्र , 

महानिबंधक । 
The 31st July 2008 
No. 348 A — Sri Md . Khurshid Alam , District and Sessions Judge , Sitamarhi is 
transferred as District and Sessions Judge of Kaimur ( Bhabhua) vice Sri A. Srivastava . 

By order of the High Court, 
AKHILESH CHANDRA 

Registrar General. 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


4 


31 जुलाई 2008 
सं0 349 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री संजय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति 
विशेष सचिव - सह - अपर विधि परमर्शी, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना को श्री मो 0 के 0 आलम के स्थान पर सीतामढ़ी 
के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

अखिलेश चन्द्र , 

महानिबंधक । 
The 31st July 2008 
No. 349 A - On being relieved of his present assignment, Sri Sanjay Kumar, District and 
Sessions Judge , presently posted as Special Secretary -cum - Additional Legal Remembrancer, Law 
Department, Government of Bihar , Patna , is transferred as District and Sessions Judge of Sitamarhi vice 
Sri Md. K. Alam . 

By order of the High Court, 
AKHILESH CHANDRA , 

Registrar General. 


31 जुलाई 2008 
सं 0 350 नि 0 श्री गोविन्द चन्द्रायण, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बक्सर को 31.7.2008 को सेवानिवृत 
हो रहे श्री के 0 प्रसाद के स्थान पर मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

अखिलेश चन्द्र , 

महानिबंधक । 
The 31st July 2008 
No. 350 A — Sri Govind Chandrayan , Principal Judge, Family Court, Buxar, is transferred as 
District and Sessions Judge of Madhubani vice Sri K. Prasad retiring on 31.7.2008 . 

By order of the High Court, 
AKHILESH CHANDRA 

Registrar General. 


31 जुलाई 2008 
सं 0 351 नि 0 — श्री जयंत कुमार सेन , प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , भागलपुर को श्री आर0 दयाल के स्थान 
पर जहानाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से. 

अखिलेश चन्द्र , 

महानिबंधक । 
The 31st July 2008 
No. 351 A — Sri Jayanta Kumar Sen , Principal Judge, Family Court, Bhagalpur is transferred as 
District and Sessions Judge of Jehanabad vice Sri R. Dayal. 

By order of the High Court, 
AKHILESH CHANDRA , 

Registrar General. 


2 अगस्त 2008 
संख्या 356 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा 11 की उपधारा 3 के अर्न्तगत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक 
न्यायाधीश , कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान जिला का नाम 
1 . श्री बिनय कुमार मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी 

कैमुर 
जिनका स्थानांतरण भभुआ के न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में हुआ है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 
महानिबंधक ( प्रभारी) । 


क्रम सं ० 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


5 


The 2nd August 2008 
No. 356 A — In exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) of Section 11 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the Judicial 
Magistrate (Civil Judge , Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the powers of 
a Judicial magistrates of the 1st Class for the district noted against his name in column no. 3 of the table . 

Sl . Name of the Officer with designation and present place of posting Name of the 
No. 

District 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Binay Kumar Mishra , 

Kaimur 
J.M.I, Sitamarhi, Under orders of transfer to Bhabhua as J.M 

By order of the High Court , 

N.P. SINGH, 
Registrar General I/C . 


2 अगस्त 2008 
सं ० 355 नि 0 — निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को तालिका स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में उच्च न्यायालय द्वारा 
आवश्यक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर, न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम | अ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या एवं वर्तमान पदस्थापन का ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 

स्थान जजी सहित स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं 
1 . श्री विनय कुमार मिश्रा अ) न्यायिक दण्डाधिकारी 

अतिरिक्त सहाय्य के रूप में 
न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतामढी 

ब ) भभुआ 
( सीतामढ़ी) स ) कैमुर 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक । 
The 2nd August 2008 
No. 355 A — The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below is hereby appointed as Judicial Magistrate on being vested with necessary 
magisterial powers by the court in the Judgeship and station mentioned in column no . 3 and in chain of 
transfer noted in column no . 4 of the said table : 
Sl. Name of the Officer (a ) Designation at the new station 

Chain of transfer 
No. with designation and (b ) Place where the Officer is to be stationed . 

place of posting with (c ) Name of the judgeship in which appointed 
judgeship 

on transfer . 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . Sri Binay Kumar Mishra (a ) Judicial Magistrate 

As an Additional 
J.M.I, Sitamarhi (b ) Bhabhua 

help 
( Sitamarhi ) ( c ) Kaimur 

By order of the High Court , 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General 1/ C . 


2 अगस्त 2008 


सं ० 357 नि0-24वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नांकित परीक्ष्यमान मुंसिफ 
( असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) की सेवायें उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है: 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा स्थान वे पदस्थापित हैं 


क्रम 
संख्या 


सम्पुष्टी की तिथि 


2 . 


3 . 


1 . 
1 . 


श्रीमती अंजना कुमारी लाल , न्यायिक दण्डाधिकारी, बाढ़ 
श्री लाल बहादुर, न्यायिक दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर ( पश्चिमी ) 


12.1.2007 
12.1.2007 


2 . 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 
6 
3. श्री शिव चन्द्र , न्यायिक दण्डाधिकारी , मुंगेर 

12.1.2007 
4 . श्री प्रेमचन्द्र पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी , भभुआ 

12.1.2007 
5. श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद 

29.9.2007 
इनके आपसी वरीयता का निर्धारण बाद में किया जायगा । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक ( प्रभारी ) । 
The 2nd August 2008 
No. 357 A – The services of the following probationary Munsifs (Civil Judge, Jr. Division ) 
appointed on the basis of the 24h Judicial service competitive Examination is hereby confirmed with 
effect from the date mentioned against their names : 
SI. Name, designation and place of posting of the Officer 

Date of 
No. 

confirmation 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Smt. Anjana Kumari Lal, Judicial Magistrate , Barh 

12-1-2007 
2 . Sri Lal Bahadur, Judicial Magistrate, Muzaffarpur ( West) 

12-1-2007 
3 . Sri Shiv Chand, Judicial Magistrate ,Munger 

12-1-2007 
4 . Sri Prem Chandra Pandey , Judicial magistrate , Bhabhua 

12-1-2007 
5 . Sri Mritunjay Kumar Singh , JudicialMagistrate, Aurangabad . 29-9-2007 
Their Inter -se -seniority will be decided later on 

By order of the High Court , 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General I/C . 


6 अगस्त 2008 
सं ० 369 नि 0 — अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
सहरसा, की सेवायें सचिव - सह- विधि परमर्शी विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के कार्मिक 
एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, पटना को सौंपी जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक प्र ० । 
The 6th August 2008 
No. 369A — On being relieved of his present assignment, the services of Sri Rajendra Kumar 
Mishra , District and Sessions Judge , Saharsa , are placed at the disposal of the State Government in the 
Department of Personnel and Administrative Reforms, Patna for his appointment as Secretary -cum 
Legal Remembrancer in Law Department, Patna on deputation . 

By order of the High Court, 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General I/ C . 


12 अगस्त 2008 


सं०-380नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा की उपधारा {1} { अधिनियम 2, 1974 } द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित कार्यपालक पदाधिकारियों को न्यायालय की 
अधिसूचना की तिथि से एक वर्श के लिए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अधीन उन वादों को जिन्हें वे दंड 
प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के निष्पादन हेतु तालिका के स्तंभ -3 में उल्लिखित 
क्षेत्राधिकारों के लिए, द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक दंडाधिकारी नियुक्त करता है । 

इन्हें यथाकथित संहिता की धारा 261 के अंतर्गत बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम , 1981 में वर्णित वादों के 
संक्षिप्त विचारण के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

इन्हें अपने - अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत उन वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए इन्हें प्राधिकृत किया गया 
है , संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


7 


क्रम दण्डाधिकारियों के नाम , पदनाम एवं 

क्षेत्राधिकार जहाँ के लिए शक्तियाँ 
सं ० स्थान जहाँ वे पदस्थापित है । 

प्रदान की जाती हैं 
1 . 2 . 

3. 
1 . श्री तौकिर अकरम, कार्यपालक दंडाधिकारी, खड़गपुर मुंगेर जिला अन्तर्गत खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के लिए 
2 श्री राधाकान्त, कार्यपालक दण्डाधिकारी, तारापुर मुगेर जिला अन्तर्गत तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के लिए 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक प्र ० । 
The 12th August 2008 
No. 380 A — In exercise of powers conferred upon the High Court under sub -section (i) of 
section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973 , (Act 2 of 1974 ) the Executive Officers , named in 
column no . 2 of the table given below are appointed as special Judicial Magistrates of the 2nd Class for a 
period of one year with effect from the date of notification within the territorial jurisdiction mentioned 
against their names in column no . 3 of the table, to try the cases under the BIHAR CONDUCT OF 
EXAMINATION ACT, 1981 Which they can competently try under the code of Criminal Procedure , 
1973 . 

These Officers are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 2nd 
Class to try summarily the cases under the BIHAR CONDUCT OF EXAMINATION ACT ,1981 as are 
covered by section 261 of the Cr.P.C. 

They are also conferred with the powers to take cognizance of such cases which they have been 
authorized to try in their respective Territorial Jurisdiction . 
Sl.No. Name of Officers with their designation Jurisdiction for with 

powers are 
and places of posting. 

vested . 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Tauquir Akram , Executive Magistrate , For the area of Kharagpur Sub -Division of 
Kharagpur 

Munger District 
2 . Sri Radhakant, Executive Magistrate , 

For the area of TarapurSub -Division of 
Tarapur 

Munger District 

By order of the High Court , 

N.P. SINGH, 
Registrar General I/C . 


14 अगस्त 2008 
सं ० 382 नि0— श्री अरूण कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 
श्री विनोद कुमार सिन्हा के स्थान पर , माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का निबंधक 
प्रशासन नियुक्त किया जाता है । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक प्रभारी । 
The 14th August 2008 
No. 382 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Arun Kumar, District and 
Sessions Judge, Samastipur as Registrar (Administration ), Patna High Court, Patna with effect from the 
date he assumes charge of his Office vice Sri V.K.Sinha. 

Order of the Hon ble the Chief Justice , 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General I/ C . 

14 अगस्त 2008 
सं ०383 नि 0 श्री विनोद कुमार सिन्हा , निबंधक प्रशासन, पटना उच्च न्यायालय, पटना की सेवाओं को अस्थायी 
रूप से, उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से श्री प्रभात कुमार झा के स्थान पर , माननीय मुख्य न्यायाधिपति के 
आदशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना के निबंधक नियुक्ति के खाली पद पर बनाए रखा जाता है । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से, 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 
महानिबंधक प्रभारी । 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


8 


The 14th August 2008 
No. 383 A – Hon ble the Chief Justice has been pleased to retain the Services of Sri Vinod 
Kumar Sinha , Registrar (Administration ), Patna High Court, Patna temporarily against the vacant post of 
Registrar ( Appointment), Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his 
Office vice Sri P.K. Jha. 

By order of the Hon ble the Chief Justice, 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General I/C . 


16 अगस्त 2008 
सं ० 384 नि 0 — दण्ड संहिता 1973 ( अधिनियम 2,1974 ) की धारा 11 की उपधारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि ) 
को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की 
जाती हैं । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम ,पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
1 . श्री ईश्वरचन्द्र चतुर्वेदी, मुंसिफ , बेनीपुर 

दरभंगा 
2 . श्री प्रभात कुमार सिन्हा, मुंसिफ बेनीपुर स्थित बिरौल 

दरभंगा 
उच्च न्यायालय के आदेश से, 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 

महानिबंधक प्र0 । 
The 16th August 2008 
No.384A— In exercise of the powers conferred under Sub - Section ( 3 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 )the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil 
Judge,Junior Division ) named in column no.2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrates of the Ist. Class also for the district noted against their respective name in column no.3 of the 
table. 
SI.No. Name of the Officers with designation and 

Name of the District 
present place of posting 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Ishwar Chandra Chaturvedi, Munsif, Benipur 

Darbhanga 
2 . Sri Prabhat Kumar Sinha, Munsif , Biroul at Benipur 

Darbhanga 
By order of the High Court , 

N.P. SINGH, 
Registrar General I/ C . 


1 


2 


3 


11 सितम्बर 2008 
संख्या 424 नि 0 - निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि को 
तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर तथा स्तम्भ -4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश 
नियुक्त किया जाता है । 
क्र ० पदाधिकारी का अ } नये स्थान का पदनाम 

स्थानान्तरण की श्रृंखला 
सं ० नाम, पदनाम एवं ब } पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 

वर्तमान पदस्थापन का स } जजी जहॉ स्थानान्तरोपरांत नियुक्त किये जाते हैं 
स्थान ( जजी सहित ) 

4 
1 . श्री अंजनी कुमार वर्मा, अ } अवर न्यायाधीश 

अतिरिक्त सहाय्य के रूप 
अवर न्यायाधीश, मुंगेर , ब } हाजीपुर 

में । 
(मुंगेर) 

स वैशाली 
2 . श्री शिव ध्यान सिंह , अ } अवर न्यायाधीश 

पूर्व में अवर न्यायाधीश I के 
अवर न्यायाधीश, ब ) पूर्णिया 

रूप में पदस्थापित श्री केशव 
लक्खीसराय, मुंगेर स पूर्णिया 

मूर्ति तिवारी के स्थान पर । 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 
महानिबंधक प्र ० । 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


9 


The 11th September 2008 
No.424A — The Subordinate Judges (Civil Judge, Sr.Division ) named in column no.2 of the 
table given below are appointed as Subordinate Judge in the Judgeship to be stationed ordinarily at the 
place mentioned in column no.3 and in the chain specified in column no.4 of the table. 


Si. 
No. 


Name of the Officers with 
Designation and present 

Place of posting 
(with judgeship ) 


1 . 
1 . 


2 . 
Sri Anjani Kumar Verma 
Sub Judge, Munger (Munger ) 


a ) Designation at the new station . Chain of transfer. 
b ) Place where the officer is to be 

ordinarily stationed at . 
c ) Name of the judgeship in which 
appointed on transfer. 
3 . 

4 . 
a ) Sub Judge 

As an Additional 
b ) Hajipur 

help. 
c ) Vaishali 
a ) Sub Judge 

Vice Sri Keshav 
b ) Purnea 

Murti Tiwary since 
c ) Purnea 

posted as Sub 

Judge I 
By order of the High Court , 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General I/ C . 


2 . 


Sri Shiv Dhyan Singh 
Sub Judge , Lakhisarai 
(Munger ) 


- 


2 . 


3. 


4 . 


1 . 


15 सितम्बर 2008 
संख्या 426 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 की उपधारा ( 3) के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित पदाधिकारी को उनके नाम के 
समक्ष स्तंभ -3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकार के लिए विधि विभाग के ज्ञाप सं 0 – 1806 / जे0 दिनांक 13.4.92 तथा 1604 / जे0 
दिनांक 21.4.99, में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन वादों का निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के लिए प्रथम श्रेणी के 
न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है । 

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एवं वादों में जिसका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, 
संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उन्हें विधि विभाग के उपरोक्त ज्ञाप सं 0 में उल्लिखित आर्थिक अपराध से संबंधित मुकदमों के निष्पादन हेतु 
स्थापित विशेष न्यायालय, जिसका क्षेत्राधिकार स्तंभ -3 में उल्लिखित है, और जिसका मुख्यालय स्तंभ -4 में उल्लिखित है, के 
पीठासीन पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए भी नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

क्षेत्राधिकार 

मुख्यालय 
सं ० 
1 . 
श्री शिवध्यान सिंह , 

पूर्णियॉ, अररिया, किशनगंज, कटिहार , पूर्णिया 
असैनिक न्यायाधीश ( वरीय कोटि ) 

सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा 
अवर न्यायाधीश , लक्खीसराय ( जिनका स्थानान्तरण 
पूणियाँ के अवर न्यायाधीश के रूप में हुआ है ।) 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह 

महानिबंधक प्र ० । 
The 15th September 2008 
No. 426 A — In exercise of powers conferred under sub -section (3 ) of section 11 of the code of 
Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to confer upon the officer named 
in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial Magistrate of Ist Class for the 
territorial Jurisdiction mentioned against his names in column no . 3 of the table to try and if necessary, to 
commit for trial of cases with respect to the offences under the acts as mentioned in Law Department 
memo nos. 1806/ J , dated 13.4.92and 1604/ J, dated 21.4.99 . 

The Court are further pleased to confer upon him the powers to take cognizance of such cases 
which he has been authorised to try . 

This officers is also appointed to act as presiding Officer of the Special Court established with 
headquarter as mentioned against his name in column no . 4 of the table having jurisdiction as mentioned 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 
10 
in column no . 3 , for trial of cases relating to Economic offences under the Act mentioned in the Law 
Department s aforesaid memos. 
Sl . Name of Officer with designation and 

Territorial Jurisdiction Headquarter of 
No. place of posting 

the Court 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . Sri Shiv Dhyan Singh 

Purnea, Araria , Kishanganj , Purnea. 
Civil Judge, (Senior Division ) Sub- Katihar Saharsa, Supaul 
ordinate Judge , Lakhisarai. 

Madhepura 
(under orders of transfer to Purnea as subordinate Judge.) 

By order of the High Court, 

N.P. SINGH, 
Registrar General 1/C . 


क्रम सं 0 


2 . 


3. 


15 सितम्बर 2008 
संख्या 427 नि 0 — दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 09 की उपधारा ( 3) के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित पदाधिकारी को 
स्तंभ -3 में अंकित सत्र प्रमंडल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

सत्र प्रमण्डल का नाम 
1 . 
1 . श्री शिवध्यान सिंह, अवर न्यायाधीश सह -विशेष न्यायाधीश , आर्थिक अपराधों, पूर्णिया 
पूर्णियाँ 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 

महानिबंधक प्र ० । 
The 15th September 2008 
No. 427 A — In exercise of powers conferred under sub -section (3 ) of section 9 of the code of 
Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to appoint the Officer named in 
column no . 2 of the table given below , as Assistant Sessions Judge for the Sessions Division noted 
against his name in column no . 3 of the table . 


Sl . 
No. 
1 . 
1 . 


Name of Officer with designation and place of posting Name of the Sessions 

Division 
2 . 

3 . 
Sri Shiv Dhyan Singh 

Purnea. 
Sub -ordinate Judge -cum -Special Judge , Economic Offences, 
Purnea . 

By order of the High Court, 

N.P. SINGH, 
Registrar General I/C . 


23 सितम्बर 2008 
सं ० 445 नि 0 — सभी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक 
दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जो इस रूप में कम - से - कम तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और जो व्यवहार 
न्यायालय में आगामी दुर्गापूजा अवकाश में कार्यरत रहेगें उन्हें उस अवधि के लिए इसके द्वारा आवश्यक वस्तु 
( संसोधन ) अधिनियम , 1964 (47-1964 ) द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उनके 
अपने - अपने जिलों / अनुमंडलों में उक्त अधिनियम की धारा -3 के अधीन बने किसी ऐसे आदेश जिसे राजपत्र 
अधिसूचित आदेश द्वारा उस संबंध में उल्लेखित है, के उल्लंधन के संबंध में हुए अपराधों के विषय में दंड 
प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2,1974) की धारा 260 (1) ( सी ) के अधीन संक्षिप्त विचारण करने की शक्तियाँ 
अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 
महानिबंधक ( प्रभारी) । 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


11 


The 23rd September 2008 
No. 445A — All the Chief Judicial Magistrate , Additional Chief Judicial Magistrate and Judicial 
Magistrate, Ist class who have completed at least three years of service as such and who are detained 
during ensuing Civil court s Durga Puja vacation are hereby vested temporarily, for this period only , 
with the powers u/s 260 ( 1 ) (c ) of the code of Criminal Procedure 1973 ( Act 2 of 1974) for the summary 
trial of offences arising generally within their respective Districts / Sub - Divisions relating to the 
contravention of any order made under sections 3 of the Essential commodities Act as amended by 
Essential Commodities (Amendment ) Act 1964 (No.47 of 1964 ) and duly notified in the official Gazette 
as laid down in section 12A of the Essential Commodities Act 1955 . 

By orders of the High Court, 

N.P. SINGH 
Registrar General I/ C . 


25 सितम्बर 2008 
सं ० 446 नि 0 - रूम्पा कुमारी, परिक्ष्यमान् असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ), हाजीपुर का स्थानांतरण 
परिक्ष्यमान् असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ), गया के रूप में किया जाता है । 

पटना उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक ( प्रभारी) । 
The 25th September 2008 
No. 446 A — Mrs. Rumpa Kumari, Probationary Civil Judge ( Junior Division ) Hajipur is transferred as 
Probationary Civil Judge (Junior Division ) at Gaya. 

By order of the High Court, 
NARENDRA PRASAD SINGH 

Registrar General I/ C 

27 सितम्बर 2008 
सं ० 454 नि 0 — समस्तीपुर जजी अन्तर्गत रोसड़ा के अवर न्यायाधीश श्री शम्भू नाथ तिवारी को 
अतिरिक्त सहाय्य के रूप में मुजफ्फरपुर जजी अन्तर्गत मुजफ्फरपुर का अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
वे साधारणतः मुजफ्फरपुर में अधिष्ठित रहेंगे । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 

प्रभारी महानिबंधक । 
The 27th September 2008 
No. 454 A - Sri Shambhu Nath Tiwary, Sub Judge, Rosera in the Judgeship of Samastipur is 
appointed as Sub Judge in the Judgeship of Muzaffarpur to be stationed ordinarily at Muzaffarpur as 
additional help . 

By order of the High Court , 

N.P. SINGH, 
Registrar General 1/ C . 


- 


27 सितम्बर 2008 
सं ० 455 नि 0 समस्तीपुर जजी अन्तर्गत समस्तीपुर के तत्कालीन अवर न्यायाधीश I -सह - अपर मुख्य 
न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अरूनेन्द्र सिंह जिनको बाद में उनके श्रम न्यायालय , मोतिहारी के पीठासीन पदाधिकारी 
के रूप में प्रतिनियुक्ति के समय निलंबन में रखा गया एवं व्यवहार न्यायालय, पटना मुख्यालय नियत किया गया 
को उच्च न्यायालय के ज्ञाप सं 0 14464, दिनांक 11.9.2008 के द्वारा निलंबन मुक्त करने संबंधी आदेश के 
निर्गत होने के उपरान्त एतद् द्वारा समस्तीपुर जजी अन्तर्गत श्री एस 0 एन 0 तिवारी के स्थान पर रोसड़ा का 
अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । वे साधारणतः रोसड़ा में ही अधिष्ठित रहेंगे । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

प्रभारी महानिबंधक । 
The 27th September 2008 
No. 455 A - Sri Arunendra Singh , the then Sub Judge I-cum- A.C.J.M., Samastipur who later 
placed under suspension with headquarter at Patna Civil Court while posted as Presiding Officer, Labour 
Court, Motihari on deputation , upon revocation of suspension vide Court s order issued under Memo No. 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


12 


14464 dated 11.9.2008 is hereby appointed as Sub Judge in the Judgeship of Samastipur to be stationed 
ordinarily at Rosera vice Sri S.N.Tiwary . 

By order of the High Court, 

N.P. SINGH 
Registrar General I/ C . 


2 . 


अजीज खान , 


27 सितम्बर 2008 
सं 0 456 नि 0 निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों को उनके नाम के सामने 
तालिका के स्तंभ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर तथा स्तम्भ -4 में की गयी श्रृंखला में अवर न्यायाधीश-I, 
नियुक्त किया जाता है । 

अवर न्यायाधीश-I को तालिका के स्तम्भ -5 में उल्लिखित मुंसिफ की स्थानीय सीमाओं के भीतर 
निदेर्शित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के लिए लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन हेतु ऐसे 
न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

परन्तु स्तंभ -5 में दी गयी शक्तियाँ का प्रयोग तब तक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राजपत्र 
अथवा जिला राजपत्र में अधिसूचित न हो जाएँ । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , अ) नये स्थान का पदनाम स्थानान्तरण 

नये स्थान पर 
सं ० पदनाम एवं वर्तमान ब ) पदाधिकारी का साधारणतः की श्रृंखला 

पदाधिकारी को प्रदान 
पदस्थापन का स्थान अधिष्ठित रहने का स्थान 

की गयी विशेष शक्तियाँ 
( जजी सहित ) स ) जजी जहाँ स्थानान्तरोपरांत 

नियुक्त किये जाते हैं । 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 

5 . 
1 . श्री शाहिद खान , अ) अवर न्यायाधीश I 

स्व 0 रमणी 

मधुबनी मुंसिफी के 
अवर न्यायाधीश, ब ) मधुबनी 

मोहन सिंह स्थानीय सीमाओं के 
मुजफ्फरपुर स ) मधुबनी 

के स्थान भीतर लघुवाद न्यायालय 
(मुजफ्फरपुर ) 

पर । 

द्वारा संज्ञेय 1500 / - रू ० 

तक । 
श्री दीवान अब्दुल अ ) अवर न्यायाधीश I 

के ० के ० 

दानापुर मुंसिफी के 
ब ) दानापुर 

श्रीवास्तव स्थानीय सीमाओं के 
अवर न्यायाधीश, गया | स ) पटना 

के स्थान 

भीतर लघुवाद न्यायालय 
( गया ) 

पर । 

द्वारा संज्ञेय 1500/ - रू 0 

तक । 
3 . श्री आनंद बिहारी अ ) अवर न्यायाधीश I 

श्री बी ० बेगुसराय एवं मंझौल 
श्रीवास्तव, ब ) बेगुसराय 

पी 0 सिंह मुंसिफीयों के स्थानीय 
अवर न्यायाधीश स ) बेगुसराय 

के स्थान सीमाओं के भीतर 
सीवान 

पर । 

लघुवाद न्यायालय द्वारा 
( सीवान ) 

संज्ञेय 1500 / - रू 0 तक । 
4 . श्री राम जतन पाल , अ ) अवर न्यायाधीश I एस0 कुमार | सुपौल एवं 

बीरपुर 
अवर न्यायाधीश ब) सुपौल 

के स्थान 

मुंसिफीयों के स्थानीय 
सीवान स ) सहरसा 

पर । 

सीमाओं के भीतर 
( सीवान ) 

लघुवाद न्यायालय द्वारा 

संज्ञेय 1500/ - रू 0 तक । 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

प्रभारी महानिबंधक । 
The 27th September 2008 
No. 456 A — The Sub Judges named in column no . 2 of the table given below are appointed as 
Subordinate Judges I in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 
3 against their names and in the chain specified in column no . 4 of the table . 

As indicated in column no . 5 the Subordinate Judges I are also vested with the powers of a 
Judge of a Court of small causes with the necessary pecuniary and territorial Jurisdiction for trial of suits 
cognizable by such a Court . 

The powers vested as per column no. 5 should not, however , be exercised by the officers 
concerned unless they are published in the Bihar Gazette or the District Gazette. 


. 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


13 


SI. 


Chain of 
transfer 


No. 


Name of the 
Officers with 
designation and 
present place of 
posting (with 
Judgeship ). 


(a ) Designation at the 

new station . 
( b ) Place where the 

Officer is to be 
ordinarily stationed 


Special powers with 
which the officer is 
vested at the new 

station. 


at . 


1 . 
1 . 


( c ) Name of the 

Judgeship in which 
appointed on transfer . 

3 . 
( a ) Sub Judge I 
(b ) Madhubani 
( c ) Madhubani 


2 . 


2 . 
Sri Shahid Khan 
Sub Judge , 
Muzaffarpur 
(Muzaffarpur ) 
Sri Diwan Abdul 
Aziz Khan 
Sub Judge , Gaya 
( Gaya ) 
Sri Anand Bihari 
Srivastava 
Sub Judge, Siwan 
( Siwan) 


( a ) Sub Judge I 
(b ) Danapur 
( c ) Patna 


3 . 


(a ) Sub Judge I 
( b) Begusarai 
(c ) Begusarai 


4 . 

5 . 
Vice Late. ( a ) S.C.C. Powers of Rs. 
Ramni 

1500 / - within the 
Mohan Singh 

local limits of 

Madhubani Munsifi. 
Vice Sri K.K. ( a ) S.C.C. Powers of Rs . 
Srivastava 

1500 / - within the 
local limits of 

Danapur Munsifi . 
Vice Sri B.P. Ka ) S.C.C. Powers of Rs . 
Singh 

1500 / - within the local 
limits of Begusarai & 

Manjhaul Munsifi. 
Vice Sri 

( a) S.C.C. Powers of Rs . 
S.Kumar 

1500/ - withinthe 
local limits of Supaul 

& Birpur Munsifi. 
By order of the High Court, 

N.P.SINGH, 
Registrar General I/ C 


4 . 


Sri Ram Jatan 


Pal, 


( a ) Sub Judge I 
( b ) Supaul 
( c ) Saharsa 


Sub Judge, Siwan 
( Siwan) 


क्रम 


27 सितम्बर 2008 
सं ० 457 नि 0 — दंड प्रक्रिया संहिता , 1973, ( 1974 का अधिनियम -2) की धारा -11 की उपधारा -3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखत अवर 
न्यायाधीशों- I को तालिका के स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए अपर मुख्य न्यायिक 
दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है । वे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) अथवा उच्च न्यायालय 
द्वारा यथा निर्देशित कोई अन्य विधि जो तत्समय लागू हो , के अधीन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की सभी 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे । 
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

जिला का नाम 
सं ० 
1 . 2 . 

3 . 
श्री शाहिद खान , अवर न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर 

मधुबनी 
जिनका स्थानांतरण मधुबनी के अवर न्यायाधीश -I के रूप में किया गया है । 
श्री आनंद बिहारी श्रीवास्तव , अवर न्यायाधीश, सीवान जिनका स्थानांतरण बेगुसराय 
बेगुसराय के अवर न्यायाधीश- I के रूप में किया है । 
श्री राम जतन पाल, अवर न्यायाधीश , सीवान, जिनका स्थानांतरण सुपौल के सुपौल 
अवर न्यायाधीश -1 के रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 
प्रभारी महानिबंधक । 


1 . 


2 . 


3 . 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


14 


The 27th September 2008 
No. 457 A — In exercise of the powers conferred under sub section ( 3 ) of section 11 of the code 
of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974), the High Court are pleased to confer upon the 
Subordinate Judges I named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the 1st Class for the District noted against their names in Column no . 3 of the table . 

The Court have further been pleased to appoint them to be the Additional Chief Judicial 
Magistrate for the District mentioned against their names and to vest them with all the powers of a 
Chief Judicial Magistrate under the Criminal Procedure Code , 1973 ( Act 2 of 1974 ) or under any 
other law for the time being in force, as the High Courtmay direct. 
SI. Name of the officer with designation 

Name of the 
No. 

District 
1 . 2 . 

3 . 
Sri Shahid Khan , Sub Judge, Muzaffarpur, 

Madhubani 
Under orders of transfer to Madhubani as Sub Judge I 
2 Sri Anand Bihari Srivastava , Sub Judge , Siwan 

Begusarai 
Under orders of transfer to Begusarai as Sub Judge I 
3 Sri Ram Jatan Pal, Sub Judge , Siwan 

Supaul 
Under orders of transfer to Supaul as Sub Judge I 

By order of the High Court, 

N.P.SINGH. 
Registrar General I/ C . 


1 


27 सितम्बर 2008 
सं ० 458 नि 0 — दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 , (1974 का अधिनियम -2 ) की धारा -11 की उपधारा -3 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखत अवर 
न्यायाधीश- [ को तालिका के स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए अपर मुख्य न्यायिक 
दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है । वे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) अथवा उच्च न्यायालय 
द्वारा यथा निर्देशित कोई अन्य विधि जो तत्समय लागू हो, के अधीन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की सभी 
शक्तियों का प्रयोग केवल अपने नाम के सामने स्तंभ (4 ) में अंकित अनुमंडल में ही करेगे । 
क्रम सं 0 | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

जिला का नाम 

अनुमंडल का नाम 


1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . श्री दीवान अब्दुल अजीज खान , 

पटना 

दानापुर 
अवर न्यायाधीश, गया 
जिनका स्थानांतरण दानापुर के अवर 
न्यायाधीश- I के रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 

प्रभारी महानिबंधक । 
The 27th September 2008 
No. 458 A — In exercise of the powers conferred under sub section ( 3 ) of section 11 of the code 
of Criminal Procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to confer upon the 
Subordinate Judges I named in column no. 2 of the table given below , the powers of a Judicial 
Magistrate of the 1st Class for the District noted against their names in Column no . 3 of the table. 

The Court have been pleased to appoint him to be the Additional Chief Judicial Magistrate 
for the District mentioned against their name and to vest them with all the powers of a Chief Judicial 
Magistrate under the Criminal Procedure Code , 1973 (Act 2 of 1974 ) or under any other law for the 
time being in force , as the High Court may direct. Which they will exercise only in the Subdivision 
mentioned against his name in column no.4 . 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


15 


Name of the officer with designation 


Sl. 
No. 
1 . 


Name of the 
District 

3 . 


Name of the 
Subdivision 

4 . 


2 . 


1 . 


Patna 


Sri Diwan Abdul Aziz Khan , Sub Judge , Gaya, 
Under orders of transfer to Danapur as Sub Judge -I 


Danapur 


By order of the High Court , 

N.P.SINGH, 
Registrar General I/ C . 


23 अक्तूबर 2008 
सं ० 508 नि 0 - ऋचा भार्गव, परिक्ष्यमान् असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि ), पटना का स्थानांतरण 
परिक्ष्यमान् असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि ), गया के रूप में किया जाता है । 

पटना उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक (प्रभारी) । 
The 23rd October 2008 
No.508 A — Mrs . Richa Bhargava, Probationary Civil Judge (Junior Division ) Patna is 
transferred as Probationary Civil Judge (Junior Division ) at Gaya . 

By order of the High Court 

N.P.SINGH, 
Registrar General, I/ C . 


14 नवम्बर 2008 
सं ० 516 नि 0 श्री उदय प्रताप सिंह, परिक्ष्यमान् असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि ) पटना का स्थानांतरण 
परिक्ष्यमान् असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ), गया के रूप में किया जाता है । 

पटना उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 

महानिबंधक ( प्रभारी) । 
The 14th November 2008 
No. 516 A — Sri Uday Pratap Singh , Probationary Civil Judge (Junior Division ) Patna is 
transferred as Probationary Civil Judge (Junior Division ) at Gaya. 

By order of the High Court, 

N.P.SINGH. 
Registrar General ,I/ C. 


15 नवम्बर 2008 
सं ० 517 नि 0 श्री अमर नाथ सहाय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर, का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
लखीसराय के रूप में न्यायालय की अधिसूचना 315 नि 0 5.7.2008 द्वारा अधिसूचित स्थानांतरण को एतद् द्वारा वापस लिया 
जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह 

महानिबंधक प्रभारी । 
The 15th November 2008 
No. 517 A - The transfer of Sri Amar Nath Sahay, Ist Additional District and Sessions Judge , 
Munger as Additional District and Sessions Judge, Lakhisarai notified vide court s notification no. 315 
A dated 5.7.2008 , is hereby withdrawn . 

By order of the High Court, 

N.P. SINGH, 
Registrar General I/ C . 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


16 


15 नवम्बर 2008 


सं ० 518 नि 0 — दण्ड प्रकिया 1973 ( अधिनियम , 2,1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 3 ) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ 2 में उल्लिखित न्यायिक 
पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ 3 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश 
नियुक्त किया जाता हैं । 


पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान ( जजी सहित ) 


क्रम 
सं ० 


सत्र प्रमण्डल 
का नाम 


-- 


2 


3 


4 . 


1 . श्री राम पुकार यादव 

समस्तीपुर 
अवर न्यायाधीश 1, सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दलसिंहसराय , 

( समस्तीपुर ) 
2 श्री शाहिद खान , 

मधुबनी 
अवर न्यायाधीश 1 सह- अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , मधुबनी (मधुबनी ) 
3 . श्री दीवान अब्दुल अजीज खान , 

पटना 
अवर न्यायाधीश 1 सह अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , दानापुर ( पटना) 
श्री आनंद बिहारी श्रीवास्तव, 

बेगुसराय 
अवर न्यायाधीश 1 सह - अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेगुसराय (बेगुसराय) 
5 . श्री राम जतन पाल , 

स्हरसा 
अवर न्यायाधीश 1 सह- अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सुपौल ( सहरसा ) 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक । 
The 15th November 2008 
No. 518 A — In exercise of the powers conferred under sub Section (3 ) of section 9 of the Code 
of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to appoint the Judicial Officers 
named in column - 2 of the table given below as Assistant Sessions Judge for the Sessions Division noted 
against their respective names, in column - 3 of the table . 
Si. Name of the Officer with designation and places of posting . 

Name of the 
( with Judgeship) 

Sessions Division 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Ram Pukar Yadav, Sub Judge I-cum- Addl. Chief Judicial Magistrate, | Samastipur 

Dalsingsarai (Samastipur ). 
2 . Sri Shahid Khan, Sub Judge I-cum- Additional Chief Judicial Magistrate, | Madhubani 

Madhubani ( Madhubani ). 
3 . Sri Diwan Abdul Aziz Khan , Sub Judge I- cum -Additional Chief Judicial Patna 

Magistrate , Danapur ( Patna ). 
4 . Sri Anand Bihari Srivastava, Sub Judge -cum- Additional Chief Judicial | Begusarai 

Magistrate , Begusarai (Begusarai). 
5 . Sri Ram Jatan Pal Sub Judg I-cum -Additional Chief Judicial Magistrate , Saharsa 
Supaul ( Saharsa ). 

By order of the High Court, 

N.P.SINGH 
Registrar General,I/ C . 


no . 


15 नवम्बर 2008 
सं ० 519नि0- 25 वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नांकित 
परीक्ष्यमान मुंसिफ ( असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि ) की सेवायें उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सम्पुष्ट 
की जाती है : 
क्रम सं ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम तथा स्थान जहाँ वे पदस्थापित हैं 

सम्पुष्टी की तिथि 
1 
श्री प्रभात त्रिवेदी, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि ) 

29.9.2007 
न्यायिक दण्डाधिकारी, हाजीपुर । 


2 


3 


1 . 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


17 


2 . श्री शिव कुमार, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि ) 

29.9.2007 
न्यायिक दण्डाधिकारी, समस्तीपुर । 
इनकी आपसी वरीयता का निर्धारण बाद में किया जाएगा । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

प्रभारी महानिबंधक । 
The 15th November 2008 
No. 519 A : The services of the following Probationary Munsifs (Civil Judge , Jr. Division ) 
appointed on the basis of the 25th Judicial Service Competitive Examination is hereby confirmed with 
effect from the date mentioned against their names : 
Sl. No. Name, Designation and Place of posting of the Officer. Date of Confirmation 
2 

3 
Sri Prabhat Trivedi, Civil Judge ( Junior Division) 

29.9.2007 
Judicial Magistrate , Hajipur . 
2 . Sri Shiv Kumar, Civil Judge (Junior Division ) 

29.9.2007 
Judicial Magistrate , Samastipur. 
Their Inter- se- seniority will be decided later on . 

By order of the High Court , 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General I/ C . 


1 


, 


19 नवम्बर 2008 
सं०-540 नि 0 — दण्ड प्रकिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2,1974) की धारा 13 की उप - धारा (1) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तम्भ 2 में उल्लिखित कार्यपालक 
पदाधिकारियों को न्यायालय की निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम , 1960 
के अधीन उन वादों को जिहें वेदण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं के 
निष्पादन हेतु तालिका के स्तम्भ 3 में उल्लिखित क्षेत्राधिकारी के लिए द्वितीय श्रेणी का विशेष न्यायिक 
दण्डाधिकारी नियुक्त करता है । 

इन्हें पूर्वोवत संहिता की धारा 261 के अंतर्गत आने वाले उपरोक्त एक्ट के वादों के संक्षिप्त विचारण 
के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं । 

इन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उन वादों में जिनका निष्पादन करने के लिये उन्हें प्राधिकृत किया 
गया हैं , संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 
क्रम पदाधिकारियों के नाम एवं पदनाम 

क्षेत्राधिकारी जहाँ के लिये 
सं ० 

शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं 
1 . 2 . 

3 . 
1 , श्री विनय कुमार राय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर वैशाली जिला क्षेत्र के लिए 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक, प्र ० । 
The 19th November 2008 
No.540A - In exercise of the powers conferred upon the High Court under Sub - Section ( 1 ) of 
the Section 13 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act- 2 of 1974 ), the Executive Officer named in 
column no.2 of the table given below is appointed as special Judicial Magistrates of second Class for a 
period of one year with effect from the date of issuance of Court s notification , within the territorial 
jurisdiction mentioned against his name in column no.3 of the table to try cases under the prevention of 
cruelty to Animals Act, 1960 which he is competent to try under the code of criminal Procedure , 1973 . 

He is also vested with the powers conferrable on a judicial Magistrate of the Second Class to try 
summarily the cases under the aforesaid Act, as are covered under section - 261 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973. 

He is also vested with the powers to take cognizance of such cases which they are authorised to 
try in their territorial jurisdictions. 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


18 


Sl . 
No. 
1 . 
1 . 


Name ofOfficers with their designation . 

Jurisdiction for which powers 

are being vested . 
2 . 

3 . 
Sri Vinay Kumar Roy , Executive Magistrate , Vaishali (Hajipur) For the area of Vaishali District . 

By orders of High Court, 

N.P.SINGH, 
Registrar General, I/ C. 


4 दिसम्बर 2008 
सं ० 571 नि 0 श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह, निबंधक (निगरानी) पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण 
करने की तिथि से श्री अखिलेश चन्द्र के स्थान पर , माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, 
पटना का महानिबंधक नियुक्त किया जाता है । 
श्री सिंह अगले आदेश तक निबंधक (निगरानी) के प्रभार में भी रहेंगे । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से, 

बिनोद कु 0 सिन्हा, 

निबंधक (नियुक्ति ) । 
The 4th December 2008 
No. 571 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Narendra Prasad Singh , 
Registrar (Vigilance ), Patna High Court , Patna as Registrar General , Patna High Court, Patna with effect 
from the date he assumes charge of his Office vice Sri A. Chandra. 
Sri Singh shall continue to hold the charge of Registrar( Vigilance ) as well until further orders. 

By order of the Hon ble the Chief Justice , 

VINOD KUMAR SINHA , 
Registrar ( Appointment). 


15 दिसम्बर 2008 
सं ० 586 नि 0 श्री प्रकाश चन्द्र जायसवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज को उनके पदभार ग्रहण करने 
की तिथि से श्री विनोद कुमार सिन्हा के स्थान पर , माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदे |नुसार पटना उच्च न्यायालय , 
पटना का निबंधक (नियुक्ति ) नियुक्त किया जाता है । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से. 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 

महानिबंधक । 
The 15th December 2008 
No. 586A - Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Prakash Chandra Jaiswal, 
District and Sessions Judge, Gopalganj as Registrar (Appointment), Patna High Court, Patna with effect 
from the date when he assumes charge of his Office vice Sri V.K. Sinha . 

By order of the Hon ble the Chief Justice , 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General 


24 दिसम्बर 2008 
सं ० 597 नि 0 — अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर, श्री रंजन कुमार सान्याल , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
सम्प्रति अध्यक्ष, वाणिज्य कर न्यायाधिकरण , बिहार , पटना को दिनांक 31.12.2008 को सेवानिवृत हो रहे श्री एच0 एल 0 सिंह 
के स्थान पर सहरसा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से, 

चन्द्र शेखर शर्मा, 

प्र 0 महानिबंधक । 
The 24th December 2008 
No. 597A —On being relived of his present assignment Sri Ranjan Kumar Sanyal, District and 
Sessions Judge, presently posted on deputation as Chairman , Commercial Taxes Tribunal, Patna is 
transferred to Saharsa as District and Sessions Judge Vice Sri H.L.Singh retiring on 31.12.2008 . 

By order of the High Court, 

C.S. SHARMA 
I/ C Registrar General . 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


19 


14 जनवरी 2009 
सं ० 14 नि 0 श्री उदय शंकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बेगुसराय को उनके पदभार ग्रहण करने की 
तिथि से श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह के स्थान पर, माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च 
न्यायालय, पटना का निबंधक (निगरानी ) नियुक्त किया जाता है । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक । 
The 14th January 2009 
No. 14 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Uday Shankar, District and 
Sessions Judge, Begusarai as Registrar ( Vigilance ) Patna High Court, Patna with effect fromthe date he 
assumes charge of his Office vice Sri N.P. Singh . 

By order of the Hon ble the Chief Justice, 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General. 


14 जनवरी 2009 
सं ० 15 नि 0 श्री दिनेश कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा को उनके पदभार 
ग्रहण करने की तिथि से श्री विनोदा नन्द झा विनीत के स्थान पर , माननीय मुख्य न्यायाधिपति के 
आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त निबंधक (लिस्ट एवं कम्प्यूटर) नियुक्त किया जाता है । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक । 
The 14th January 2009 
No. 15A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Dinesh Kumar 
sharma, Additional District and Sessions Judge, Darbhanga as Joint Registrar ( List & 
Computer ) Patna High Court , Patna with effect from the date he assumes charge of his Office 
vice Sri B.N. Jha “Vinit . 

By order of the Hon ble the Chief Justice , 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General. 


14 जनवरी 2009 
सं ० 16 नि 0 श्री विनोदा नन्द झा विनीत , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सम्प्रति संयुक्त निबंधक 
(लिस्ट एवं कम्प्यूटर) को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से श्री चन्द्र शेखर शर्मा के स्थान पर , माननीय 
मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय , पटना का संयुक्त निबंधक ( न्यायिक ) नियुक्त किया 
जाता है । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह, 

महानिबंधक । 
The 14th January 2009 
No. 16 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Binoda Nand Jha 
Vinit , Additional District and Sessions Judge, presently posted as Joint Registrar (List & 
Computer) Patna High Court, Patna as Joint Registrar (Judicial), Patna High Court , Patna with 
effect from the date he assumes charge of his Office vice Sri C.S. Sharma. 

By order of the Hon ble the Chief Justice , 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General. 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


20 


14 जनवरी 2009 
सं ० 17 नि 0 श्री ओम प्रकाश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लख्खीसराय को उनके पदभार ग्रहण 
करने की तिथि से श्री तारा कान्त साह के स्थान पर , माननीय मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार पटना उच्च 
न्यायालय, पटना को विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह 

महानिबंधक । 
The 14th January 2009 
No. 17 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Om Prakash , Additional 
District and Sessions Judge, Lakhisarai as Officer on Special Duty, Patna High Court, Patna with effect 
from the date he assumes charge of his Office vice Sri T.K. Sah . 

By order of the Hon ble the Chief Justice , 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 49-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


21 


भाग-2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

शुद्धिपत्र 

12 अगस्त 2008 
सं ० 381 नि 0 — उच्च न्यायालय के अधिसूचना संख्या 520 A नि 0 दिनांक 29.9.2007 के अंग्रेजी प्रारूप में दिए गए 
तालिका के क्रम संख्या 16 में उल्लिखित पदाधिकारी के नाम के वर्तनी को Sri Sumeet Ranjan के स्थान पर 
Sri Sumit Ranjan पढ़ा जाय । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह 

महानिबंधक , प्रभारी । 
The 12th August 2008 
No. 381 A — In the English version of Court s Notification bearing No. 520A dated 29.9.2007, 
spelling in the name of the Officer at serial no . 16 of the table be read as Sri Sumit Ranjan instead of Sri 
Sumeet Ranjan. 

By order of the High Court, 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General, I / C . 


शुद्धिपत्र 

10 सितम्बर 2008 
सं ० 418 नि 0 — उच्च न्यायालय के अधिसूचना संख्या 520A नि 0 दिनांक 29.9.2007 के अंग्रेजी प्रारूप में दिए गए 
तालिका के क्रम संख्या 4 उल्लिखित पदाधिकारी के नाम के वर्तनी को Sri Chanchal Kumar Tiwary के स्थान पर 
Sri Chanchal Kumar Tiwari पढा जाय । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 

महानिबंधक प्र ० । 
The 10th September 2008 
No. 418 A — In the English Version of Court s Notification bearing No. 520A dated 29.9.2007, 
spelling in the name of the officer at serial no . 4 of the table be read as Sri Chanchal Kumar Tiwari 
instead of Sri Chanchal Kumar Tiwary . 

By order of the High Court, 
NARENDRA PRASAD SINGH , 

Registrar General I/ C . 


शुद्धिपत्र 

10 नवम्बर 2008 
सं ० 514 नि 0 — उच्च न्यायालय के अधिसूचना संख्या 520 A नि 0 दिनांक 29.9.2007 के अंग्रेजी 
प्रारूप में दिए गए तालिका के क्रम संख्या 150 में उल्लिखित पदाधिकार के नाम के वर्तनी को 
Sri Dadhitch Narayan Bhardawaj के स्थान पर Sri Dadhich Narayan Bhardwaj पढ़ा जाय । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, 

महानिबंधक । 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


22 


The 10th November 2008 
No.514 A — In the English Version of Court s Notification bearing No. 520A dated 29.9.2007, 
spelling in the name of the officer at serial no . 150 of the table be read as Sri Dadhich Narayan Bhardwaj 
instead of Sri Dadhitch Narayan Bhardawaj. 

By order of the High Court 

V.K. SINHA 
Registrar General I/C . 


शुद्धिपत्र 

11 दिसम्बर 2008 
सं ० 584 नि 0 - ज्ञाप संख्या 11909–12014 दिनांक 28.7.2008 द्वारा निर्गत, न्यायालय की अधिसूचना संख्या 
345 नि 0 दिनांक 26.7.2008, जो न्यायिक दण्डाधिकारी के पटना में स्थित अतिरिक्त विशेष न्यायालय के विशेष 
दण्डाधिकारी - सह - पीठासीन पदाधिकारी के नियुक्ति से सम्बन्धित है, के अंग्रेजी अधिसूचना प्रति के पाँचवें पंक्ति के अंतिम 
शब्द को "मुजफ्फरपुर " के स्थान पर “ पटना " पढ़ा जाय । 

मुख्य न्यायाधिपति के आदेश से , 

नरेन्द्र प्रसाद सिंह , 

महानिबंधक । 
The llth December 2008 
No. 584 A - In Court s Notification No. 345 A dt.26.7.2008 issued vide Memo 
No. 11909-12014 dt. 28.7.2008, regarding appointment of Special Magistrate- cum- P.O ., of the 
Additional Special Court of Judicial Magistrate at Patna, the last word of the 5th line, may be 
read as “ Patna ” , in place of “ Muzaffarpur ” . 

By order of the High Court, 
NARENDRA PRASAD SINGH 

Registrar General. 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


अधिसूचनाएं 

8 अगस्त 2008 
सं ० 1 / ए01-101 / 2008-507 — बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के पत्रांक 226 दिनांक 16.05.2008 द्वारा 
अनुशंसित एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक 7984 (एस) दिनांक 13.06.2008 द्वारा लोक स्वा 0 अभि0 विभाग 
आवंटित, सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के संलग्न सूची के 
अनुसार 52 (बाबन) उम्मीदवारों को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 में सहायक अभियंता (असैनिक ) के पद पर वेतनमान् 
6500-200-10500 / - में समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लोक स्वा ० अभि 0 विभाग, 
बिहार, पटना के अधीन रिक्त पदो के विरूद्ध में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है । 

2. उन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य देय वित्तीय लाभ सहायक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर वास्तविक 

कार्यभार / पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 
3. यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है जिसके लिए उनका कोई 

दावा अनुमान्य नहीं होगा । 
4. पूर्व वृत सत्यापन (पुलिस भेरिफिकेशन) प्रतिकूल रहने पर अस्थाई नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जायेगी । 
5. मूल प्रमाण पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी । 
6. लोक स्वा 0 अभि 0 विभाग (मुख्यालय) कार्यालय या पदस्थापन से संबंधित कार्यालय में योगदान / पदग्रहण 

करने के लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 
7. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर लोक स्वा 0 अभि 0 विभाग में उनका 

योगदान देना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 
8. जिन सहायक अभियंताओं के द्वारा संपति विवरणी एव दहेज नहीं लेने - देने संबंधी प्रमाण पत्र नहीं 

समर्पित किया गया है, उन्हें पदस्थापन पूर्व इन सम्पति विवरणी एवं दहेज नहीं लेने - देने संबंधी शपथ 

पत्र देना होगा । 
9. नव नियुक्त ऐसे सहायक अभियंता ( असैनिक ) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार / भारत 

सरकार / सरकारी उपक्रम में कार्यरत है उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग का विरमित 

आदेश / अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । 
10. आरक्षण अथवा अन्य किसी विन्दु पर किन्हीं उम्मीदवारों के संबंध में विसंगतियाँ पायी जाती है तो उनकी 

नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 


23 


अनु०- यथोक्त । 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 
11. विभाग में योगदान करने पर यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी को उपर्युक्त शर्ते स्वीकार है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

उद्धव पाण्डेय , 

सरकार के उप सचिव 
विज्ञापन संख्या- 01/2006 बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सहायक अभियंता ( असैनिक ) 

के पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की सूची । 


N|मेधाक्रमांक 


oआवंटितआरक्षणरोस्टररिक्ति 


आवेदककानाम 


क्रमांक 


अनुक्रमांक 


0अभ्यर्थीकिसकोटिकेहै 


पिताकानाम 


जन्मतिथि 


स्थायीपता 


|वर्तमानपता 


अभ्युक्ति 


1 


4 


11 


1 


8 


05 


01 


नाथ गुप्ता 


1978 


2 


01 


01 


3 


32 


05 


01 


4 


01 


01 


कुमार सिंह, 


3 

5 6 

7 
सामान्य कोटि (01 ), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागः 20 
00663 श्री सुजीत 08.02. श्री जय सदर बाजार सोनापट्टी सदर बाजार सोनापट्ठी 

प्रकाश गुप्ता जमालपुर , जिला - मुगेर जमालपुर , जिला - मुगेर 
811214, बिहार 

811214, बिहार 
16 | 00227 श्री डेविड 10.02. श्री दिवाकर ग्राम + पोस्ट - संग्रामपुर ग्राम + पोस्ट - संग्रामपुर 
कुमार चतुर्वेदी, 1984 प्रसाद चौबे भाया - तारापुर जिला- भाया –तारापुर , 

मुगेर पिनकोड 813212, जिला - मुगेर 
बिहार 

पिनकोड 813212, बिहार 
00554 श्री सुजीत 21.01. श्री छोटन 

ग्राम- + पोस्ट लोदीपुर ग्राम + पोस्ट लोदीपुर 
कुमार 1975 प्रसाद भाया - शेखपुरा भाया - शेखपुरा 
पिनकोड -811105, 

पिनकोड -811105 , 

जिला - शेखपुरा , बिहार जिला- शेखपुरा , बिहार 
48 | 00602 श्री धीरज | 25.11. स्व ० जगदीश द्वारा राजबर्घन सिंह द्वारा राजबर्धन सिंह 

1982 प्रसाद सिंह मुहहला - चौखण्डी पर मुहहला - चौखण्डी पर 

बिहारशरीफ , जिला बिहारशरीफ , 
नालन्दा पिनकोड जिला- नालन्दा पिनकोड 
803101, बिहार 

803101, बिहार 
56 | 00567 श्री स्कन्द 20.06 . श्री रविन्द्रनाथ ग्राम + पोस्ट भरपुरा 

द्वारा गणेश शर्मा 
कुमार 1972 चौधरी 

भाया - सिधियाधाट , ( अधिवक्ता ) 
थाना -विभूतिपुर, 

मुहल्ला - उमेश सिनेमा 
जिला- समस्तीपुर , पिन रोड हाजीपुर -844101, 

कोड -848236, बिहार जिला- वैशाली, बिहार 
64 00864 श्री राजीव 16.12. श्री नारायण ग्राम - बालचन्द बिगहा द्वारा डा 0 महेश प्रसाद 
कुमार 1977 सिंह 

पो 0 - बेन जिला - नालन्दा केशरी , ग्राम - परवलपुर, 
पिनकोड -803114, 
बिहार 

जिला - नालन्दा पिनकोड 
803114, 

बिहार 
72 00133 श्री रणजीत 

17.01. श्री देवेन्द्र 

ग्राम - साधु बिगहा क्वाटर न 0 -05 पी ० एच० 
1980 प्रसाद सिंह पो 0 -टीना, 

ई0 डी 0 कॉलोनी फोर्ड 
थाना- नगर नौसा, कम्पनी चौक , 
जिला नालन्दा 

जिला - पूर्णिया , 
पिनकोड -801305 बिहार 854301 बिहार 


5 


01 


01 


(o 


6 


05 


01 


पो ० - परवलपुर 


7 


05 


01 


कुमार सिंह 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


24 


oo 


01 


01 


श्री मनोज कुमार 


01 


01 


नजदीक, 


01 


01 


कुमार मिश्र 


05 


01 


80 | 00530 श्री केशव 04.02. श्री चतुर्भज ग्राम - श्री खंडीभिटठा, द्वारा श्री ईश्वर दयाल 
कुमार लाल | 1974 लाल थाना + पो0- सुरसंड, 

सिन्हा मकान 
जिला- सीतामढी संख्या बी / 2( ए0 जी 0 कालो 
बिहार 

नी पार्क के दक्षिण - पूर्वी 
कोना पर ) 
पो०- आशियाना नगर 
जिला - पटना, 

पिन 800025 बिहार 
9 88 | 02058 श्रीमति मालती 01.01. स्व ० सीता 

श्रीमति मालती कुमारी 
कमारी 1972 राम लाल गदर्नीबाग, सरिस्ताबाद श्रीवास्तव पति श्री मनोज 
श्रीवास्तव 

रोड नक्शा निर्माण , 

कुमार, गर्दनीबाग , 
कच्ची तालाब के सरिस्ताबाद रोड, रोड 

नक्शा निर्माण , कच्ची 
जिला - पटना 800001 

तालाब के नजदीक, 
बिहार 

जिला - पटना 

800001 बिहार 
10 / 96 | 04376 श्री संजय |10.10. श्री शिवचन्द्र गम्भीर निकेतन, द्वारा डा 0 इन्द्रनाथ झॉ 

1974 मिश्रा ग्राम - लदारी 

विनोदानन्द , कॉलोनी 
पो0- समैला, लालगंज जिला -मधुबनी, 
थाना - केवटी -रनवे 

847211, बिहार 
जिला - दरभंगा 

847121 , बिहार 
11 | 104 | 00774 श्री किशोर 

12.08. श्री मोहन 

अपोजिट डा ० आर० सी ० अपोजिट डा ० आर० सी ० 
कुमार | 1982 लाल पॉल, जहाजी कोठी के पॉल , जहाजी कोठी के 
नजदीक कदमकुआँ, 

नजदीक कदमकुआँ, 
जिला - पटना 

जिला - पटना -800003, 
800003 बिहार 

बिहार 
12 | 120 | 00456 | श्री अजीत 101.03. श्री अरूण ग्राम – माउर पो ० माउर ग्राम – माउर पो ० माउर 
कुमार |1977 कुमार सिंह थाना - बरबीघा 

थाना - बरबीघा 
जिला - शेखपुरा , 811101, जिला - शेखपुरा 811101, 
बिहार 

बिहार 
13 | 128 | 01381 श्री संजय 

03.11. स्व ० हेमन्त 5 ए / 41, विवेकानन्द 

5 ए / 41, विवेकानन्द मार्ग 
कुमार | 1977 लाल 

मार्ग उतरी श्री उतरी श्री कुष्णापुरी, 
कुष्णापुरी , जिला- पटना जिला- पटना -13 , बिहार 

-13, बिहार 
14 | 136 | 00098 श्री मनीष 28.02. श्री मदन मनिमेष भवन मीठापुर बी मनिमेष भवन मीठापुर बी 
कुमार 1981 लाल रजक एरिया बंगालीरोड एरिया बंगालीरोड 

( पटना ) जिला- पटना ( पटना ), जिला- पटना 
800001, बिहार 

800001, बिहार 
15 | 144 | 01749 श्री सुबोध 11.04. स्व ० शंकर ग्राम + पो 0 महेशखोर, शंकर निलयम " 
शंकर 1971 प्रसाद सिंह थाना - सनोखर 

ए० एन ० कालेज प्रोफेसर्स 
जिला - भागलपुर, भाया- कोलानी शिवपुरी , 
एकचारी, 

जिला - पटना 
पिन कोड -813204, | 800023 , 

बिहार 

बिहार 
16 | 152 | 02281 श्री प्रीतिश 01.01. श्री जोरावर लीला सदन , शिव लीला सदन , शिव 

शेखर | 1980 प्रसाद सिंह कॉलोनी 

सन्दलपुर नई 

कॉलानी सन्दलपुर नई 
सडक बाजार समिति 

सड़क बाजार समिति 
जिला- पटना 800006, जिला - पटना 800006 , 
बिहार 

बिहार 


01 


01 


02 


01 


02 


01 


04 


01 


05 


01 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


25 


01 


01 


01 


05 


01 


21 


02 


02 


17 | 160 | 00801 श्री सुभाषचन्द्र 27.11. श्री देवशरण ग्राम- श्री चन्दपुर मुहल्ला- धनेश्वर घाट , 

05 
सिन्हा 1975 सिन्हा 

थाना- अस्थावॉ प्रोफेसर कॉलोनी नगर 
पोस्ट - अस्थावॉ विहाशरीफ 
प्रखंड - अस्थावॉ थाना + पो 0 बिहारशरिफ 
बिहारशरीफ , 

जिला - नालन्दा 

जिला - नालन्दा, बिहार पिनकोड -803101, बिहार 
18 | 168 | 01853 | पुनम , | 20.04. श्री रामलाल द्वारा - श्री रामकेश्वर द्वारा श्री शिवशंकर प्रसाद 02 
1981 रजक रजक ग्राम दयाडीह 

404, होप महेन्द्रा 
पो ० पाण्डु(टण्डवा ) अपार्टमेन्ट चित्रगुप्त नगर, 
नबीनगर, 

मुन्नाचौक, कंकड़बाग 
जिला - औरंगाबाद |जिला - पटना 800020, 
पिन कोड -824302, बिहार 

बिहार 
19 | 176 | 01251 मो ० अनिश 15.05. श्री मो 0 मनिर ग्राम- रामपुर नगवाँ सफदर इमाम अंसारी 

04 
अफजल 1984 अंसारी 

पो 0+ थाना- पालीगंज क्राक्रिको, न्यु मार्केट पो ० 
जिला - पटना 801110 जी 0 पी 0 ओ 0 
बिहार 

पटना-800001 बिहार 
20 | 184 | 00880 श्री प्रमोद 16.01. श्री रामचन्द्र ग्राम- चरगोड़ियाँ, ग्राम - चरगोडिया 
कुमार 1971 प्रसाद सिंह पो 0 - मरोझिया , पो 0 - मरोझियाँ नासरीगंज 

थाना नासरीगंज जिला - रोहतास 
जिला - रोहतास 

821310, बिहार 

821310 , बिहार 
अनुसूचित जाति (02), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागः 7 
8 01866 | श्री विवेक 

19.10. डा 0 हरीश ग्राम - कुमार कोल बुजुर्ग, श्री गोरी प्रसाद 
कुमार 1984 चन्द्र हरि थाना - देसरी, 

गोमन्तिका विला कृष्णा 
पो 0 - रामपुर कुमार कोल , टोली ब्रजबिहारी लेन 
जिला - वैशाली, बिहार 

ब्रह्मपुरा 
जिला - मुजफफ्पुर -84200, 

|बिहार 
16 01439 श्री अमित 

02.01. श्री अजित 

ग्राम - दाउदपुर मसौढ़ी | L/5-89 हरमू हाउसिंग 
कुमार 1982 कुमार 

पो 0 - मसौढ़ी, थाना कॉलोनी हरमू , जिला 
मसौढ़ी, जिला - पटना राँची, झारखंड, 834001 

804452, बिहार 
23 | 24 | 00713 श्री विपुल 02.04. श्री राजेन्द्र ग्राम + पो ० पलासी ग्राम + पो ० पलासी 

02 
कुमार नन्दन | 1980 बैठा 

भाया - फारबिसगंज भाया - फारबिसगंज 
जिला - अररिया , 854318, जिला - अररिया, 854318, 
बिहार 

बिहार 
24 | 32 | 02182 श्री संदीप 

15.12. श्री सहदेव ग्राम- भलुआ ( करमौनी) गायत्री मंदिर के नजदीक 

02 
कुमार रजक , 1979 रजक 

पो ० - सहदेव खाप, झोपड़ी मार्केट, 
थाना - डोभी, 

पो ० -सिंन्द्री-828122, 
जिला - गया 

|जिला- धनबाद, झारखंड 

824234 बिहार 
25 48 / 01875 श्री अरूण 10.04. श्री परमेश्वर ग्राम - दयालचक , प्लाट न 0 - जी / 11 

02 
प्रकाश 1973 बैठा पो0- रतनी बजार विजयनगर 

हनुमान नगर, 
थाना - शकुराबाद 

जिला - पटना -800020 , 
804425 , 

|बिहार 
जिला - जहानाबाद, 

बिहार 
26 | 56 | 01271 श्री विनोद 

07.12. स्व ० हेमन्त 

5 ए / 41 विवेकानन्द 5 ए / 41 विवेकानन्द पथ 02 
कुमार |1976 लाल पथ उतरी कुष्णापुरी उतरी कुष्णापुरी , 

जिला- पटना 800013 जिला - पटना 800013 
बिहार 

बिहार 


22 


02 


02 


02 


02 


02 


02 


02 


चौधरी, 


3 


03 


03 


कुमार सिंह 


पोस्ट बुद्धचक , 


जिला - भागलपुर 


जिला - भागलपुर 


03 


कुमार सिंह , 


03 


03 


31 


03 


03 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 
26 
27 | 64 00131 श्री राकेश 

15.12. श्री मुंशी ग्राम- बड़ी युसुफपुर द्वारा श्रीमति चिंतामणि 

02 
कुमार | 1969 पासवान पो 0 - हाजीपुर जिला 

ग्राम - बड़ी 
वैशाली -844101, बिहार युसफफपुर 

पो 0 हाजीपुर, 
जिला- वैशाली 844101 , 

बिहार 
अनुसूचित जन जाति ( 03), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभागः 5 
28 02147 श्री राजेश 

| 10.02. स्व ० ग्राम- ज्ञानवती टपुआ , द्वारा शशिरंजन प्रसाद , 
1984 उदयकान्त 

ब्लॉक रोड, 
सिंह थाना - पीरपैतीं, 

पो 0 - कहलगॉव, 
भाया - मथुरापुर, 

शिवपार्वती नगर, 

थाना - कहलगॉव , 
813203, बिहार 

1813203, 

बिहार 
29 4 00401 श्री पंकज 04.10. श्री अभय ग्राम - दयालपुर, पो0 द्वारा कार्यपालक अभियंता 03 

1978 कुमार सिंह 

सिंह संगीता बैठा थाना रॉची केन्द्रीय प्रमंडल सी 0 

कहलगाँव, जिला पी 0 डब्बयु० डी ०हिनु , 

भागलपुर 813203 बिहार रॉची -834002, झारखंड 
30 6 02755 श्री मुकेश, 14.10 . श्री शिवन्दन ग्राम - पो 0 भाखाड़पुर, द्वारा श्री नरेश प्रसाद 

| 1975 मंडल थाना - परपैंती, जिला- मंडल ली एकेडमी हाई 

भागलपुर 813209, स्कुल कम्पाउण्ड, 
बिहार 

फारबिसगंज, जिला 

अररिया -854318 , बिहार 
7 02237 श्री अम्बिका 08.12 . श्री लाल देव ग्राम - नन्दनपुर पो 0 द्वारा अमृत सदन (प्रकाश 
प्रसाद मंडल, 1970 मंडल मदारीचक थाना 

स्टुडियों के सामने) 
मनिहारी, जिला 
कटिहार 854113, बिहार थाना- कहलगांव , 

जिला 

-भागलपुर 

813222 , बिहार 
32 01352 | अभय कुमार, 

|03.01. श्री छेदी ग्राम - दयालपुर ग्राम - दयालपुर 

03 
प्रसाद सिंह पो 0 - संगीत बैंता थाना पो 0 - संगीत बैंता 
कहलगाँव 

थाना कहलगॉव 

जिला - भागलपुर 
813203 , बिहार 

|813203, 

बिहार 
अतयन्त पिछड़ा वर्ग ( 64), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग: 14 
33 5 00057 श्री विनोद 

|02.04 . श्री रामबाबु मुहल्ला - चौकशिकारपुर मुहल्ला - चौकशिकारपुर 
कुमार 1972 कहार टोली, पो 0 

कहार टोली, पो 0 
बेगमपुर, जिला- पटना बेगमपुर, जिला- पटना 
800009, बिहार 

1800009 , 

बिहार 
34 10 | 01310 श्री कुमार 

22.10. श्री शांति शालुगंज बिहारशरीफ, द्वारा मधुकर कुमार 
प्रदीप, 1978 कुमार 

जिला- नालन्दा सेक्टर-4 बी फ्लेट 
803101, बिहार 

न0-3011 वशुधरा, 
जिला - गाजियाबाद 

201012 उत्तर प्रदेश 
35 | 15 | 02678 श्री चन्द्र भूषण, 05.08. श्री नवल स्व 0 शिवनंदन पंडित , द्वारा सत्येन्द्र प्रजापति 

04 
1981 किशोर पंडित ग्राम - चेरो , 

देवी मंडप रोड, हेसल 
पो 0+ थाना - चेरो भाया एस 0 बी 0 आई0 आफिर्स 
हरनौत , जिला - नालंन्दा कॉलोनी के नजदीक, 
803110, बिहार 

पोस्ट + थाना - हेहल 
जिला - रॉची 834005 


पो 0 -शिवनारायणपुर, 


8 


03 


1982 


जिला - भागलपुर 


04 


04 


04 


04 


04 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


27 


04 


04 


04 


जिला - मुजफ्फरपुर 
842003, 


36 | 20 | 01331 | श्री सुनिल 11.11. श्री कुष्णा 

ग्राम + पो 0 - बेलदौर, ग्राम + पो 0 - बेलदौर, 
कुमार सुमन, 1969 भगत 

थाना - बेलदौर, 

थाना - बेलदौर, 
जिला - खगड़िया जिला - खगडिया 
852161, बिहार 

852161, बिहार 
37 | 25 | 01008 श्री अली हैदर 04.06. मो 0 सुलेमान ग्राम - ब्रहमपूरा ग्राम - ब्रहमपूरा झिटकहियाँ 04 

1981 झिटकहियाँ 

पो 0 - एम 0 आई0 टी 0 
पो 0 - एम0 आई0 टी 0 
जिला - मुजफ्फरपुर 

बिहार 

842003 , बिहार 
38 | 3030 | 02352 श्री मुकेश | 20.01. श्री अशोक 

ग्राम - मख्खाचक ग्राम - मख्खाचक 

04 
कुमार | 1983 राय पो ० -बखरी बाजार 

पो 0 - बखरी बाजार 
जिला - बेगुसराय जिला - बेगुसराय 848201 
848201 बिहार 

बिहार 
39 | 35 | 02504 श्री राजेश 

11.12. श्री शिव 

हाउसिंग बोर्ड बरारी क्वा ० नं. - एल 0 आई0 
कुमार 1979 बालक प्रसाद भागलपुर , 

जी0-112 
थाना - बरारी, पो 0 - बरारी हाउसिंग बोर्ड बरारी 
जिला - भागलपुर 812003| भागलपुर , थाना - बरारी, 
बिहार 

पो ० - बरारी 


04 


04 


04 


जिला - भागलपुर 


04 


04 


04 


04 


कुमार दीपक 


जिला - भागलपुर, 


04 


04 


812003 बिहार 
401 4000322 | श्री पवन | 23.01. श्री सरयु स्वास्तिक राजा बाजार, स्वास्तिक राजा बाजार, 
कुमार |1974 प्रसाद बिहिया 

बिहियाँ 
जिला - भोजपुर 

जिला - भोजपुर 
802152 बिहार 

802152 बिहार 
41 45 | 00055 | श्री सुनील 02.02 . श्री अधिक 

ग्राम - बलाहा 

प्लाट नं.14 बारी को 
1979 लाल पंडित पो 0 - नारयणपुर ऑपरेटिव 
थाना - बिहपुर 

पो 0 - सिवनडीह 

बोकारो स्टील सिटी 
बिहार 

जिला - बोकारो 827001 , 

झारखंड 
42 | 50 | 00272 श्री राघवेन्द्र 29.11. श्री उपेन्द्र ग्राम - बरौनी-3 

क्वा ० नं 0 1/15, कोशी 
कुमार 1980 राम बरीयारपुर रोड 

वक्स मेन कॉलोनी, वीरपुर 
पो 0 - बरौनी डेउरडी 

पो 0 - वीरपुर 
पिन -851113 

जिला - सुपौल 854340 , 

जिला - बेगुसराय, बिहार बिहार 
43 | 55 | 02446 श्री दिलीप 08.03. श्री सूर्य ग्राम - पीपराडीह , 

श्रीतल विश्राम गृह 
कुमार चौधरी, 1966 नारायण पो 0 - मोरामा 

महावीर प्रसाद द्विवेदी 
चौधरी भाया - रजौन 

रोड , पो 0 - नया बाजार 
थाना - रजौन 

जिला - बॉका 813, बिहार 814001, बिहार 
44 | 65 | 01997 श्री मो 0 ताहिर 03.01. मो 0 मतीन 

मलिक सराय 

हिना एजेन्सी,कडरू 
हसन 1983 उद्वीन 

अशोक नगर, रोड नं- 1, 
जिला - नालन्दा 

जिला - राँची 834002, 
801303 , बिहार 

झारखंड 
45 | 70 | 02324 श्री नोएल वर्मा 04.06 . श्री कृष्णनंदन लेदर इम्पोरियम मेन लेदर इम्पोरियम 

1973 प्रसाद वर्मा रोड, खगड़िया मेन रोड, खगड़िया 
पो ० - खगडिया 

जिला - खगडिया 
जिला - खगडिया , बिहार पो 0 - खगड़िया , 851204 , 

बिहार 


04 


04 


जिला - भागलपुर 


04 


04 


इस्लामपुर , हिलसा 


04 


04 


04 


04 


अबुलास लेन 


अबुलास लेन 


रोड , 


05 


05 


05 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 
28 
46 | 75 00947 श्री संजय 

30.03. श्री केदार 

ग्राम + पो 0 - बिरभानपुर, द्वारा – संतोष कुमार 
कुमार |1973 नाथ पॉल 

कैथी 

पाल भवन विगुन 
थाना कछवा, (बस स्टैंड के समीप ) 
जिला - रोहतास , बिहार डेहरी आन सोन 

जिला - रोहतास 

821307, बिहार 
पिछड़ा वर्ग (05), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग: 6 
47 8 02181 | श्री समित | 10.01. श्री महेन्द्र 

श्री महेन्द्र प्रताप आर्य 05 05 
कुमार मधुकर | 1981 प्रताप आर्य विपरीत - गोविन्द मित्रा 

रोड मछुआ 

टोली विपरीत गोविन्द मित्रा 
थाना - कदमकुआँ, 

मछुआ 

टोली 
पो 0 - बॉकीपुर 

जिला - पटना 
जिला - पटना 

800004, बिहार 

800004, बिहार 
48 | 16 02503 श्री राजेश 02.01. श्री लाल ग्राम - चक्का 

| ग्राम - चक्का 
कुमार रौशन 1979 यादव पो ० - नेहरा 

पो 0 - नेहरा 
जिला - दरभंगा जिला - दरभंगा 
847233 बिहार 

847233 बिहार 
49 | 24 00920 श्री प्रभात 12.01. श्री वजीर 

मुहल्ला - कागजी 

द्वारा - अशोक कुमार 

05 
कुमार 1982 प्रसाद सिंह मुहल्ला ( राँची रोड ) सलेरी सेक्सन 

पो ० - बिहारशरीफ (वेतन संकाय ) 
थाना -बिहाराशरीफ आर 0 बी 0 आई0 
जिला - नालन्दा, 

जिला - पटना -800001, 

पिन -803101, बिहार बिहार 
50 | 32 | 00123 श्री नरेन्द्र 

15.11. श्री केश्वर ग्राम - सुल्तानपुर ग्राम - सुल्तानपुर 

05 05 
कुमार | 1969 प्रसाद पो 0 - जगाई 

पो 0 - जगाई 
थाना - एंकगरसराय थाना - एंकरसराय 
जिला - नालन्दा, 801301, जिला- नालन्दा , 801301, 
बिहार 

|बिहार 
40 | 01937 श्री संतोष |01.07. स्व ० तेतेर ग्राम + पो 0 - अकोढी द्वारा - उमेश मेहता 

05 
कुमार |1978 प्रसाद मेहता थाना - अकोढ़ी गोला बी -94 , जयप्रकाश नगर 

भाया - डालमियानगर 

पो ० - आशियाना नगर 
जिला रोहतास -821301, पटना -800025, बिहार 

बिहार 
52 48 | 01602 श्री नन्द 31.12. श्री जर्नादन ग्राम - अबगिल 

ग्राम – अबगिल 

05 
किशोर प्रसाद | 1968 प्रसाद 

थाना - मेदिनी चौकी थाना - मेदिनी चौकी 
भाया - सूरजगढ़ा भाया - सूरजगढ़ा 
जिला- लक्खीसराय , जिला- लक्खीसराय 
पिन- 811106, बिहार 

811106 बिहार 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

उद्धव पाण्डेय , 
सरकार के उप सचिव । 


51 


05 


05 


पोस्ट - पहाड़पुर 


पो 0 - पहाड़पुर 


10 दिसम्बर 2008 
सं ० 1 / ए01-101 / 2008-761बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के पत्रांक 226 दिनांक 16.05.2008 द्वारा 
अनुशंसित एवं पथ निर्माण विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक 7984 (एस) दिनांक 13.06.2008 द्वारा लोक स्वा 0 अभि 0 विभाग 
आवंटित , संलग्न सूची के अनुसार श्री अभिजीत कुमार को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग -2 में सहायक अभियंता (असैनिक ) के 
पद पर वेतनमान् 6500-200-10500 / - में समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लोक स्वा ० 
अभि 0 विभाग, बिहार, पटना के अधीन रिक्त पदों के विरूद्ध में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त 
किया जाता है । 

उन्हें मासिक वेतनादि एवं अन्य देय वित्तीय लाभ सहायक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर वास्तविक 
कार्यभार / पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । 


2 . 


3 . 


4 . 


8 . 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 

29 
यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये समाप्त की जा सकती है जिसके लिए उनका कोई 
दावा अनुमान्य नहीं होगा । 

पूर्व वृत सत्यापन (पुलिस भेरिफिकेशन) प्रतिकूल रहने पर अस्थाई नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी । 
5. मूल प्रमाण पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी । 
6. लोक स्वा 0 अभि 0 विभाग (मुख्यालय) कार्यालय या पदस्थापन से संबंधित कार्यालय में योगदान / पदग्रहण 

करने के लिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 
7. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 ( तीस) दिनों के अन्दर लोक स्वा 0 अभि0 विभाग में उनका 

योगदान देना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 
जिन सहायक अभियंताओं के द्वारा संपति विवरणी एवं दहेज नहीं लेने - देने संबंधी प्रमाण पत्र नहीं समर्पित 
किया गया है, उन्हें पदस्थापन पूर्व इन सम्पति विवरणी एवं दहेज नहीं लेने - देने संबंधी शपथ पत्र देना 
होगा । 
नव नियुक्त ऐसे सहायक अभियंता ( असैनिक ) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार / भारत 
सरकार / सरकारी उपक्रम में कार्यरत है उन्हें योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग का विरमित 

आदेश / अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । 
10. आरक्षण अथवा अन्य किसी बिन्दू पर किन्हीं उम्मीदवारों के संबंध में विसंगतियाँ पायी जाती है तो उनकी 

नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 
11. विभाग में योगदान करने पर यह समझा जायेगा कि अभ्यर्थी को उपर्युक्त शर्ते स्वीकार है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

उद्धव पाण्डेय , 
सरकार के उप सचिव । 


9 . 


अनु०- यथोक्त 


विज्ञापन संख्या- 01/2006 बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सहायक अभियंता ( असैनिक ) 

के पद पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की सूची । 


मेधाक्रमांक 


-आवेदककानाम 


अनुक्रमांक 


क्रमांक 


जन्मतिथि 


Pपिताकानाम 


स्थायी पता 


अभ्यर्थीकिसकोटि के 


|वर्तमानपता 


आवंटितआरक्षण रोस्टररिक्ति 


=अभ्युक्ति 


1 2 2 


3 


5 


7 


9 


10 


1 


40 


01548 


01 


श्री 
अभिजीत 
कुमार 


28.11 . 
1972 


श्री राम चन्द्र | सी 0 ए0 / 41, सी 0 ए 0 / 41 , 05 
सिंह 

पी ० सी ० पी ० सी ० 
कॉलोनी, कॉलोनी, 
कंकड़बाग , कंकड़बाग , 
जिला - पटना, जिला - पटना, 
800020 ,बिहार | 800020, बिहार 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

उद्धव पाण्डेय , 
सरकार के उप सचिव । 


संसिं० को0-48 / 2004-117 

जल संसाधन विभाग 


संकल्प 

18 फरवरी 2009 
बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा 46 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे स्तम्भ -3 
में अंकित नहर प्रणाली के शीर्ष से लेकर अंतिम छोर तक का जल प्रबंधन , रख -रखाव, राजस्व आकलन/ वसूली 
आदि कार्य, प्रणाली के नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित जल उपभोक्ता समिति को अंतरित करने का निर्णय 
सरकार ने लिया है : 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


30 


क्र ० 


जल उपभोक्ता समिति का नाम 


निबंधन संख्या 


मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र/ नहर प्रणाली का 
प्रमंडल का नाम 

नाम 


1 


2 


3 


4 


1 


कथराई वितरणी 


476 / 2001-02 


डिहरी/ डिहरी प्रमंडल , 
डिहरी । 


2 


पंजराँव वितरणी 


896 / 2001-02 


डिहरी /डिहरी प्रमंडल , 
डिहरी । 
डिहरी/ डिहरी प्रमंडल , 
डिहरी । 


3 


गाराचौबे शाखा 


कथराई वितरणी कृषक समिति 
ग्राम - बसतलवा कला, पो 0 - कथराई , 
जिला- कैमुर 
पंजराँव वितरणी कृषक समिति 
ग्राम - गारा , पो0- नुआँव , जिला- कैमुर 
गाराचौवे शाखा नहर खंड -7 कृषक 
समिति ( 46.40 कि 0 मी 0 से 54.00 
कि 0 मी 0 तक ) ग्राम - मुसिया, पो 0 - बगाढ़ी 
जिला- कैमूर 
नागपुर वितरणी 

कृषक 
ग्राम + पो 0 कजरिया , जिला- बक्सर 


897/ 2001-02 


नहर 


4 


नागपुर वितरणी 


समिति , 


870 / 2004-05 


डिहरी / गंगा पम्प नहर 
प्रमंडल , 
चौसा ( बक्सर )। 
डिहरी/ गंगा पम्प नहर 
प्रमंडल , 
चौसा ( बक्सर )। 


5 


हेठुआ वितरणी 


1058 / 2004-05 


हेठुआ वितरणी कृषक समिति , 
ग्राम - कादीपुर, पो 0- शिवाराढ़ 
थाना- इटाढ़ी जिला- बक्सर 


6 


7 


8 


संझौली लधु 


9 


नारायणपुर चैनल 


. 


डिहरी / गंगा पम्प नहर हकीमपुर वितरणी हकीमपुर वितरणी कृषक समिति 

869 / 2004-05 
प्रमंडल , 

ग्राम+ पो 0 सुकरवलिया , जिला- बक्सर । 
चौसा ( बक्सर )। 
डिहरी/ सोन नहर बराँव वितरणी बरांव वितरणी कृषक समिति , 

1397 / 2004-05 
प्रमंडल बिक्रमगंज 

गिरीधर बराँव , पो0- बराँव , 

थाना- नावानगर , जिला- बक्सर 
डिहरी / ( सोन नहर संझौली लधु नहर कृषक समिति 

1691 / 2003-04 
प्रमंडल , बिक्रमगंज नहर 

ग्राम - रकसियाँ , पो 0 - मैथरा, 

थाना -बिक्रमगंज, जिला- रोहतास 
डिहरी /( सोन नहर नारायणपुर चैनल कृषक समिति 

239 / 2006-07 
प्रमंडल , बिक्रमगंज 

ग्राम - नारायणपुर , पो 0 - दावथ , 

थाना - सूर्यपुरा , जिला - रोहतास 
डिहरी /( सोन नहर महुआरी उप महुअरी उप वितरणी कृषक समिति 

1307 / 2004-05 
प्रमंडल , बिक्रमगंज ) वितरणी 

ग्राम + पो 0 - कोआथ, जिला- रोहतास 
डिहरी/ ( सोन नहर धनपुरा उप धनपुरा उप वितरणी कृषक समिति 

399 / 2004-05 
प्रमंडल , बिक्रमगंज ) वितरणी 

ग्राम+ पो 0 लहठान, जिला - भोजपुर 
डिहरी / सोन नहर प्रमंडल | वैना राजवाहा बैना रजवाहा कतलपुर कार्यकारिणी समिति , 33/ 2007-08 
बिक्रमगंज । 

ग्राम - कतलपुर, पो 0- बहुआरा , 

जिला- बक्सर 
पटना/ सोन नहर प्रमंडल , कुरकुरी वितरणी कुरकुरी वितरणी कृषक समिति 

1097 / 2002-03 
खगौल ( पटना) । 

ग्राम- नहरपुरा , पो0- चिरौरा , 

थाना- जानीपुर , जिला- पटना । 
पटना/ सोन नहर प्रमंडल , 

आर0 पी 0 

आर0 पी 0 चैनल 4 वितरणी कृषक समिति , 873/ 2002-03 
खगौल ( पटना) । 

चैनल -4 वितरणी ग्राम -चिहटा , थाना- रानीतलाव , जिला - पटना । 


10 


11 


12 


13 


14 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


31 


15 


328 / 2006-07 


हबीबपुर 
उपवितरणी 


मुजफ्फरपुर / तिरहुत नहर 
प्रमंडल, सरैया 
( मुजफ्फरपुर ) । 
दरभंगा/ पश्चिमी कोशी 
नहर प्रमंडल , खुटौना । 


हबीबपुर उप वितरणी कृषक समिति 
ग्राम - बल्ली सरैया , पो 0 -बखरा , 
थना - सरैया , जिला - मुजफ्फरपुर 
राजपुर वितरणी एवं बरूआर उप वितरणी 


16 


राजपुर वितरणी 


345 / 2006-07 


कृषक समिति 


एवं बरूआर उप 
वितरणी 
कटैया वितरणी 


17 


1620 / 2003-04 


सिवान / सारण नहर 
प्रमंडल , 

गोपालगंज 


18 


दुलारपुर ब्रांच 


387/ 2004-05 


सिवान/ सारण नहर 
प्रमंडल , गंडक योजना 
भोरे 


नहर 


19 


सिवान / सारण नहर 


माधोपुर लधु 


1285 / 2004-05 


ग्राम - करियौत , थाना- लोकही, जिला - मधुवनी 
कटैया वितरणी कृषक समिति , ब्रांच ० 
से 9 आर0 डी 0 कटैया वितरणी, 
ग्राम - संगवाडीह ( अधमौली ), 
पो 0 - बौघाछापर , जिला - गोपालगंज 
कृषक समिति दुलारपुर ब्रांच नहर के 0 
से 45 आर0 डी 0 तक 
ग्राम - पहाड़पुर , पो 0 - सेमरा बजार 
जिला - गोपालगंज 
जय जवान जय किसान कृषक समिति 
( माधोपुर लधु नहर ) तकिया 
ग्राम - तकिया , पो 0 - खोदाईबाग 
थाना - खैरा , जिला - सारण 
हेमतपुर लधुनहर आदर्श कृषक समिति 
ग्राम- हेमतपुर, पो 0+ थाना - गरखा 
जिला - सारण 
प्रगतिशील कृषक समिति 
मिर्जापुर उप वितरणी कृषक समिति 
ग्राम + पो 0 -ककढ़िया , थाना- खैरा , 
जिला - सारण 


प्रमंडल , छपरा ( सारण ) । 


नहर 


20 


हेमतपुर लधु 


1284/ 2004-05 


सिवान / सारण नहर 
प्रमंडल , छपरा ( सारण ) । 


नहर 


21 


1311 / 2004-05 


सिवान / सारण नहर 
प्रमंडल , गंडक योजना 
छपरा ( सारण )। 


मिर्जापुर उप 
वितरणी 


2 उपर्युक्त प्रणाली का अंतरण निम्नलिखित मुख्य उदेश्यों की पूर्ति के लिए किया जायेगाः 

( क ) नहर का संचालन , 
( ख ) रख -रखाव एवं सम्पोषण कार्य 
( ग ) प्रणाली ( शाखा नहर/ वितरणी/ उप वितरणी ) के शीर्ष से अंतिम छोर तक पानी का समानुपातिक 

रूप से वितरण करना, जल का इष्टतम् उपयोग करते हुए अधिकाधिक क्षेत्र में सिंचाई करना । 
( घ ) सिंचित क्षेत्र का लाभान्वित कृषकों के हस्ताक्षर सहित अभिलेख रखना तथा फसल तैयार हो जाने 

के बाद मांग पत्र संबंधित कृषकों को प्राप्त कराना। 
(ड. ) जल उपभोक्ता समिति निर्धारित क्षेत्र से निर्धारित पटवन शुल्क की वसूली कर उसका 70 प्रतिशत 

सहमति ज्ञापन में वर्णित जिम्मेदारियों के निष्पादन के लिए खर्च करेगी तथा उसका उचित विवरण 
रखेगी जिसका नियमानुसार अंकेक्षण होगा तथा 30 प्रतिशत राशि , जो राज्यकोष में जमा की 
जायेगी , वह कम से कम पूर्व के तीन वर्षों की वस्तविक उपलब्धि ( औसत ) के अनुरूप होगी , 
को वर्ष में दो बार ( 30 सितम्बर और 31 मार्च तक ) संबंधित कोषागारों में निश्चित रूप से जमा 
करेगी । जमा कराई गई राशि की सूचना संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के माध्यम से विभाग को 
दी जायेगी । समिति का यह सतत् प्रयास होगा कि सिंचित क्षेत्र में कमशः बृद्धि हो ताकि जल्द 

से जल्द संभावित सिंचन क्षेत्र तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाय । 
( च ) नहर के पनवट शुल्क की वसूली के समय कृषकों को दी जानेवाली रसीद पुस्तिका जल संसाधन 

विभाग के संबंधित प्रमंडल से जल उपभोक्ता समिति के सचिव को निर्गत की जायेगी , 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 
32 

छ ) जल उपभोक्ता समिति नहर शुल्क के रूप में वसूली गई राशि की सुरक्षा एवं उचित उपयोग के 

लिए पूरी तरह जिम्मेवार होगी । समिति निबंधन अधिनियम 1860 के अधीन निबंधक को जो 
वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा समर्पित करेगी उसकी एक प्रति संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के 

माध्यम से विभाग को प्रेषित करेगी । 
3.( क ) कृषक समिति एवं विभागीय पदाधिकारी के बीच उत्पन्न विवाद का निपटारा एक आरविटेशन 

समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें दोनों पक्षों द्वारा मनोनीत एक - एक सदस्य होगें एवं तीसरा सदस्य 

दोनों पक्षों की सहमति से होगा । 
( ख ) प्रणाली स्तर समिति एवं ग्रामीण स्तर समिति या एक ग्रामीण स्तर समिति से दूसरी ग्रामीण स्तर 

समिति या एक सामान्य कृषक एवं ग्रामीण स्तर समिति के कार्यकारिणी के बीच उत्पन्न विवाद 

का निराकरण आपसी बातचीत से या फिर किसानों की आम सभा के निर्णय द्वारा किया जायेगा । 
( ग ) इस प्रणाली का प्रबंधन प्रयोग के रूप में पाँच वर्षों के लिए सहमति ज्ञापन में उल्लिखित शर्तो 

पर अंतरित किया जायेगा । 
(घ ) मात्र चालू फसल मौसम में नहर प्रचालन हेतु मेट एवं मौसमी कर्मचारी यथावत् बने रहेगें और 

उनका वेतन भुगतान तत्काल विभाग करेगा लेकिन पनवट शुल्क की वसूली के बाद जल 
उपभोक्ता समिति उपर्यक्त वेतन भुगतान पर हुए व्यय की राशि को विभाग/ सरकार को वापस 
कर देगी । यह राशि उल्लिखित तीस प्रतिशत दी जानेवाली राशि के अतिरिक्त होगी । वास्तविक 
अंतरण के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियन्ता जल उपभोक्ता समिति से इस आशय का शपथ 

पत्र / अन्डरटेकिंग प्राप्त कर लेगें । 
( ड ) उक्त प्रणाली का प्रबंधन जल उपभोक्ता समिति को सौपने के तीन वर्षों के बाद इसकी समीक्षा 

जल संसाधन विभाग द्वारा की जायेगी । यदि जल उपभोक्ता समिति अपने उदेश्यों में सफल नहीं 

हुई तो समिति से इस प्रणाली का प्रबंधन वापस लेने पर सरकार बिचार करेगी । 
4. जिन अंतरित प्रणाली में पुर्नस्थापन, मरम्मती कार्य कराना है उसमें यथासम्भव जल उपभोक्ता समिति के 
देख -रेख में कार्य कराने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता पर 
होगी । इस सम्बन्ध में विभागीय परिपत्र सिं 0 को0-31/ 2001-444 पटना , दिनांक 6-7-2004 का शत प्रतिशत पालन 
किया जायेगा। 

( ।। ) इस प्रणाली को जल उपभोक्ता समिति को सौंपने के बाद उसके रख -रखाव में जल संसाधन 

विभाग द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग दिया जायेगा। राजस्व वसूली से सम्बन्धित कार्य कलापों 

की समीक्षा / निरीक्षण इत्यादि करने का अधिकार भी जल संसाधन विभाग को रहेगा । 
( ।।। ) विभागीय परिपत्र संख्या - सिं ० को0-23/ 2003( पार्ट - ।। )-338 दिनांक 9-4-2005 

उपभोक्ता समिति के लिए अनिवार्य होगा । 
5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार गजट के अगले अंक में सर्व सूचनार्थ प्रकाशित 
की जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

सुरेन्द्र प्रसाद सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण )। 


का 


पालन 


जल 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


33 


सं ० - प्र 04 ख 0 वि 0 अधि0-12 / 2008-6325 / खाद्य , 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


संकल्प 


26 नवम्बर 2008 
विषयः- खरीफ विपणन मौसम 2008-09 में धान / चावल की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित 

न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 50 / - ( पचास ) 
रूपये प्रति क्वींटल की दर से प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति के संबंध में । 

खरीफ विपणन मौसम 2008-09 में राज्य सरकार द्वारा 12.5 लाख मे 0 टन धान अधिप्राप्ति का 
लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम , बिहार राज्य 
खाद्य निगम , बिस्कोमान पैक्स / सहयोग समितियां, नेफेड एवं एन 0 सी 0 एम 0 एस 0एल0 को प्राधिकृत किया गया 
है । 

राज्य के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस का लाभ दिलाने तथा धान की अधिप्राप्ति 
हेतु पूरे राज्य में विभिन्न अभिकरणों द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्र खोले गए है एवं धान अधिप्राप्ति का कार्य 
दिनांक 24.10.08 से 31.07.09 तक प्रभावी है । 

भारत सरकार द्वारा धान की अधिप्राप्ति हेतु साधारण एवं ग्रेड ए के लिए क्रमशः 850 / - रू 0 एवं 
880 / - रू 0 प्रति क्वींटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है एवं इसके अतिरिक्त 50 / - रू 0 प्रति 
क्वींटल की दर से बोनस स्वीकृत किया गया है । 

राज्य के किसानों को उनके उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा अधिप्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त 
करने के लिए उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं बोनस के 
अतिरिक्त 50 / - रूपया प्रति क्वींटल की दर से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया 
गया है जो दिनांक 25.11.2008 से प्रभावी होगा। 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के अगले अंक में किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

त्रिपुरारि शरण , 
सरकार के सचिव। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 49-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


34 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 


35 


बिहार गजट 


का 


पुरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


गृह(विशेष)विभाग 


अधिसूचनाएं 

6 जनवरी 2009 
सं ० के / कारा / रा० प०-20 / 07-76 — श्री मदन शंकर वर्मा, अधीक्षक , मंडल कारा, लखीसराय, पर कर्तव्योपेक्षा, पदीय 
दायित्व के निर्वहन में अक्षमता, प्रबंधकीय अक्षमता, उच्चाधिकारियो के आदेश की अवहेलना तथा उपकारा, बाँका मे पदस्थापन के 
दौरान श्री सुखराज सिंह, सेवानिवृत, कारापाल का पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को भेजने मे बरती गई लापरवाही के संबंध मे कारा 
महानिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित आरोपों ( आरोप पत्र संलग्न ) की जॉच के लिए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाती है । 

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री ब्रजेश मेहरोत्रा , प्रमंडलीय आयुक्त, मुगेर को संचालन पदाधिकारी एवं श्री एस 0 
के 0 अम्बष्ठ, सहायक कारा महानिरीक्षक , बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

मो ० सउद, 
सरकार के उप सचिव । 


13 जनवरी 2009 
सं ० के / कारा / रा 0 प0-13 / 08-164 - मंडल कारा मोतिहारी से बंदियो के पलायन , बंदी गुटो के बीच आपसी संघर्ष एवं 
हत्या की घटित घटनाओं तथा जिला प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी मे प्रतिबंधित सामग्रियों के पाये जाने संबंधी कारा महानिरीक्षक, 
बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित काराधीक्षक श्री प्रताप नारायण सिंह, को विभागीय अधिसूचना संख्या 8687 
दिनांक 21.08.08 द्वारा निलंबित किया गया था तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 8688 दिनांक 21.08.08 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध 
विभागीय कार्यवाही चलायी गयी । 

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम के आलोक में श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त की गयी जिसकी समीक्षा के 
उपरान्त इन पर प्रशासनिक विफलता का दोष प्रमाणित पाया गया है । 

3. अतएव राज्य सरकार द्वारा श्री सिंह पर निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित करते हुए इन्हें निलंबन से मुक्त करने का आदेश 
दिया जाता है: 

(i) इन्हे चेतावनी दी जाती है । 
(ii) इनकी एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती हैं । 
( iii ) निलंबन अवधि में इन्हे जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन अदायगियों 

के लिए इस अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाएगा । 
4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


मो 0 सउद , 


सरकार के उप 


चिव । 


बिहार गजट , 25 फरवरी 2009 
36 

20 फरवरी 2009 
सं ० के / कारा / रा 0प0-54 / 06-604 - विभागीय अधिसूचना संख्या -13916 दिनांक -04.10.06 द्वारा निर्गत 
स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना करने एवं धारित पद का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को नहीं देने इत्यादि से संबंधित आरोपो 
पर कारा महानिरीक्षक, बिहार , पटना की अनुशंसा के आलोक मे संबंधित काराधीक्षक श्री उमेश प्रसाद सिंह को विभागीय 
अधिसूचना संख्या -1416 दिनांक -05.02.07 द्वारा निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या -6508 
दिनांक -04.06.07 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी तथा कालान्तर मे विभागीय अधिसूचना संख्या -6580 दिनांक -18.06. 
07 द्वारा श्री सिंह को निलंबन से मुक्त किया गया । 

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की समीक्षा के उपरान्त इन पर विभागीय स्थानान्तरण आदेश की 
अवहेलना करने, प्रतिस्थानी को अभिलेख / कागजात तथा अन्य सामग्रियों का प्रभार नहीं देने, अधिसूचित पद पर योगदान 
नहीं करने, सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए बिना अवकाश मे प्रस्थान कर जाने संबंधी आरोप प्रमाणित पाया गया है । 

3. अतएव प्रमाणित आरोपों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा श्री सिंह पर निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया 


जाता है : 


: 


(i) इन्हे निन्दन की सजा दी जाती है । 
( ii ) इनकी तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती हैं । 
( iii ) निलंबन अवधि में इन्हे जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा, किन्तु पेंशन की 

अदायगी इत्यादि के प्रयोजनार्थ इस अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाएगा । 
4. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से 

लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

मो 0 सउद , 

सरकार के उप सचिव । 
वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

12 फरवरी 2009 
सं ० कौन / भी0-903 / 2004-12 - श्री नवीन कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी (बिहार वित्त सेवा) को 
उनके कोषागार पदाधिकारी , भोजपुर ( आरा) के पदस्थापनकाल में बरती गई कतिपय अनियमितताओं के लिए 
विभागीय अधिसूचना सं0-78 दि 0 22.02.2007 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प संख्या -118 / सी ०, 
दि 0 21.03.07 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कराई गई । 

जॉच संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन तथा उसपर प्राप्त आरोपी पदाधिकारी की प्रतिक्रिया के 
सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या -302 / सी 0, दिनांक 11.08.08 द्वारा उनकी 8 ( आठ ) 
वार्षिक वेतन वृद्धियाँ आदेश निर्गमन की तिथि से संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं वर्ष 2016 तक प्रोन्नति 
वाधित रखने का आदेश दिया गया है । 

विभागीय अधिसूचना संख्या 367 दि 0 05.09.08 द्वारा श्री कुमार का निलंबन तत्काल प्रभाव से समाप्त 
करने एवं वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव, बिहार , पटना के कार्यालय में योगदान देने का आदेश 
दिया गया है । 

श्री कुमार की निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय लिया जाता है कि उक्त अवधि में उन्हें जीवन 
निर्वाह भता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश, 

शुभकीर्ति मजुमदार, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट का पूरक ( अ 0 ), 49-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


